ही ( दूसरे-तीसरे संशोधित संस्करण से अनूदित ) द 


लेखक : सुजीत के० चक्रवर्ती, एम. ए. (कलकत्ता) 
द 223 3 डिप० एड० (लीड्स) 
तत्कालीन सचिव, विश्वविद्यालय फिल्म परिषद्‌, -. 


. नह दि 


... आकृकथर-*-भूतपूवे वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांस्कृतिक काय-मंत्री 
. प्रो० छुमायूं कबीर ० 





अनुवाद : गंगारल्न पाण्डेय. हु 3७ 


पुनरीक्षण : जीवन नायक 


सर्वाधिकार लेखक के अधीन 
..यह पुस्तक, अथवा इसका कोई अंदर, लेखक की 
अनुमति लिए बिना किसी रूप में भी प्रकाशित 


या उद्धत नहीं किया जा सकता । 


4११4१६/५ 


सूल्य : १८ रुपये 


थक प्रकाशक द 
.. छुजीत कुमार चक्रवर्ती, १५सी, मदनपाल लेन, कलकत्ता-२५ 
[ केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से | द 


दो शब्द 


हिन्दी के विकास ओर प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में पुस्तको' के 
प्रकाशन की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिन्दी में अभी तक ज्ञान-विज्ञान 


किक 


क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य उपलबूध नहीं है, इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष 


प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तक उच्चकोटि की हों, 
किन्तु यह भी ज़रूरी है कि वे अधिक महँगी न हो' ताकि सामान्यू हिन्दी पाठक उन्हें. 


खरीदकर पढ़ सके। इन उद्देश्यों! को सामने रखते हुए जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उनमें ३ 


किक 


से एक योजना प्रकाशकों के सहयोग 
अधीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियाँ निश्चित संख्या मे खरीदकर उन्हें मदद 
पहुचाती 


पर 


प्रस्तुत पुस्तक उसी योजना के अंतर्गत प्रकाशित की जा रही है। पुस्तक के लेखक 
विषय के अधिकारी विद्वान हैँं॥ पुस्तक का अचुवाद एवं पुनरीक्षण निर्देशालय में हुआ है तथा 
_ इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा खोकझृत शबूदावली का उपयोग किया गया है।* पुस्तक के प्रकाशन 
की व्यवस्था लेखक ने स्वयं, एक प्रकाशक के रूप में, की है। 


हमें विश्वास है. «कि प्रकाशको: द्रे सहयोग से प्रकाशित साहित्य: हिन्दी को समृद्ध 
बनाने में सहायक होगा और इस व्यवस्था के फलखरूप ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित अधिकाधिक 


पुस्तके हिन्दी के पाठकों «को उपलबूध हो सकेगी। 


आशा है यह योजना सभी क्षेत्रो' में लोकप्रिय होगी। 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जी, जज ए० चन्द्रहासन 
क्‍ कक कि निदेशक _ 


पुस्तकें प्रकाशित करने की है।. इस योजना के 


आभार 


ग्रेजी संसरण के समान हिन्दी संस्करण किए भी लेखक अनेक 
व्यक्तियों का उनकी सहायता के लिए आभारी है। केन्द्रीय हिन्दी 


निदेशालय, शिक्ष्य मंत्रालय के श्री जीवन नायक और श्रीमती तारा... 
तिक्कू से जो सहायता और सुमाव मिले हैं लेखक उनके लिए... 
कृतज्ञ है। श्री गंगारल पाण्डेय ने भी सावधानी से अनुवाद किया , 


है। सेंट ज़ेविय्स कालेज कलकत्ता” में अपने पुराने सहकर्मी श्री 
एल० पी० प्रिपठी का लेखक विशेषरूप से अनुगृहीत है। उन्होंने 
पुस्तक के कुछ अध्यायों के प्रुफ़ पढ़ने की कृपा की है। पुख्तक 
में विशेष रुचि कैने और उपयोगी सुझाव देने के लिए लेखक 
लिटिल फ़लावर प्रेस, कलकत्ता के रेवरेण्ड फाद्र एच० रोसनर; एस* जे 
और उनके कर्मचारी मंडल का भी आशभारी है। 


अन्कतः लेखैंक॑ अपनी पल्ली श्रीमती मुकुल चक्रवर्ती का अजुग्ृहीत है। द 
उन्होंने पूरी पुस्तक «के प्रफ़- पढ़े। उनकी राय «अत्यधिक उपयोगी 
रहो है। क्‍ द 


कलकत्ता,/ सुजीत के० चक्रवर्ती... 
जनवरी, ६९ ही आी । 


मंत्री, द 
. बज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांस्कृतिक कार्य, भारत, 
नई दिल्ली । 


प्रावकथन 


( संशोधित संस्करण ', 


क्‍ आदि काल से ही शिक्षा में दृश्य-श्रव्य साथनों का उपयोग होता आया है। किन्ठु 
संगठित रूप । में अयल्षपूवंक इनका प्रयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ है। शिक्षा के 
अत्यधिक विस्तार ने और विशद्याथियों की संख्या में अत्यधिक ब्रद्धि ने, शिक्षा को सर, अधिक 
आकषेक तथा प्रभावपू्ण बनाने के लिए, सभी ज्ञात साधनों का उपयोग करने के लिए 
विवश कर दिया है। 


श्री सुजीत के० चक्रवर्ती की यह पुस्तक भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के सम्बन्ध में लिखी 
जानेवाली सर्वप्रथम पुस्तकों में से है। मुझे प्रसन्नता है कि थोड़े ही समय में इसका 
संशोधित और संवर्धित संस्करण निकालना आवश्यक हो गया है » “अन्य देझ़ों के दृश्य-श्रव्य 
शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार से वह परिचित हैं, किन्तु अभिकांशतः भारत में 
प्राप्त अपने अनुभव को ही उन्होंने इस पुस्कः का आधार बनाया है। अपने इस 
अध्ययन में उन्होंने कुछ प्राचीनतम और कुछ नवीनतम दुृध्य-श्रव्य-शिक्षा साधनों का 
विवेचन भी शामिल किया है। इस कारण हमारे सभी स्तरों के स्कूलों और 
अध्यापकों के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। ह 


 क ...._ हुमायूँ कबीर 
आम ता 


भूमिका और आभार 
( संशोधित संस्करण ) 


...._ प्रथम संस्करण के बाद दृश्य-श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक विकास हुए उन सबको इस 
पुस्तक में शामिल करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर ही यह संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया जा 
रहा है। इस उद्देश्य से पुस्तक वस्तुतः दुबारा लिखी गई है और उसे नए सिरे से सचित्र बनाया 
गया है। अनेक नए साथनों का विवेचन किया गया है। कुछ साथनों की चर्चा तो इस देश 
में पहली बार इस पुस्तक में की जा रही हे,--जसे-तीव्गासी विन्यासदर्शी, छुतीय प्रक्षेपी, और द 
शिरोपरि प्रक्षेपी । फिरभी, ऐसे सरल साथनों और परम्परागत माध्यमों को समान महत्व 
दिया गया है जिन्हें अध्यापक और विद्यार्थी कम खर्च में खययं॑ तैयार कर सकते हैं। 
इन सरल और परम्परागत माध्यमों में कुछ शैसी विशेष बाते हैं जो आधुनिक वेज्ञानिक 
साधनों से पूरी नहीं की जा सकतीं। 


 पोरबन्दर से लेकर पेरियनायिकनपात्यम्‌ तक अनेक स्कूल-अध्यापकों और प्रशिक्षण महा- 
वद्यालयों के प्राध्यापकों ने प्रथम संस्करण का उपयोग किया है।। छैखक उनका आमसारी है। 
आशा है कि यह संशोधित संवर्धित संस्करण, जो नए सिरे से सचितन्र और अद्यतन बनाया क्‍ 
गया है, उनके लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 


इस नई, पुस्तक के*लिए चित्र प्राप्त करने में निम्नलिखित महाजुभावों और संस्थाओं से जो _ 
सहायता मिली है. उसके लिए » लेखक उनके प्रति सथन्यवादू आमार प्रकट करता हैः 
श्री० जी० घोष, ग्रंथागारिक, भारतीय भूसर्वेक्षण ग्रंथागार, कछकता ; श्री जें* घोष, सचिव, 
ओद्योगिक कला संस्थान, कलकत्ता ; श्री जी० के० थाठले, निदेशक, इश्य-श्रव्य शिक्षा: मर 
का राष्ट्रीय संथान, नई दिल्ली; “श्री एम० बी० वजीफ़दार, उपग्रंथागारिक, टाटा इन्स्टीट्यूट 
आफ फंडामेंडल रिसर्च, बम्बई ; डाक्टर आर० के० पंजा, एस० एस० कर्नानी स्मारक अस्पताल, 
कलकत्ता ; श्री बी० बनर्जी चौघुरी, सहायक प्रंथागारिक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; श्री _ 
समर चटर्जी, सी० एल० टी०, कलकत्ता ; श्री प्राण कृष्ण पाल, आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता क्‍ 
विश्वविद्यालय ; श्री अमिय सेनगुप्त, स्टेंडड वेक्‍्युअमस्‌ आएल कम्पनी, कलकत्ता ; श्री महेन्द्र नाथ, 
.. महासचिव, चिल्डन्स फिल्‍म सोसायिटी, नई दिल्ली ; श्री डी० बख्शी, वरिष्ठ कलाकार, दृश्य-श्रव्य शिक्षा ः 
का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिछी ; श्री डी० चटर्जी, कछा-अध्यापक, हिन्दी हाईस्कूल, कलकत्ता 
श्री एम० विवेकानन्द, समन्वयक, विकास-सेवा विभाग, त्यागराज कालेज आफ श्रिसेप्टस, मदुराई ; 


(ख) क्‍ 
; श्री के० पी० दामोद्रन नाम्बिसन, समन्वयक, विकास-सेवा विभाग, राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
लीकट ; सामाजिक शिक्षा परिषद्‌, बिहार सरकार ; पर्यटक कार्याठ्य, भारत सरकार ; केन्द्रीय 
.. अगरेज़ी संस्थान, हैद्राबाद ; एलाएंस फ्रकाएं, कलकत्ता ; फ़िलिप्स इण्डिया लि०, कलकत्ता; 
. श्री एस० कर, इम्पीरियछ केमिकल इण्डस्ट्रीज़ (इण्डिया) प्रा० लि०, कलकत्ता ; डनलप रबर के० 


.._ (इण्डिया) लि० ; राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघ, कलकत्ता ; श्री पी० दासगुप्त मनेजर, फिल्म्स डिवीज़न, 


. कलकत्ता ; श्री आनन्द सुकर्जों, क्लेरियन ऐडबर्टाइज़िंग स्विसेज़ (प्रा०) लि० ; लेक व्यू हाई 
स्कूल, कलकत्ता ; ली मेमोरियड गल्से स्कूल, कलकत्ता ; सेन रले इण्डस्ट्रीज आफू इण्डिया लि०, 
कलकत्ता ; प्योर डग कं०, कलकत्ता; औद्योगिक कला संस्थान, कलकत्ता ; स्टेट्समैन, 
कलकत्ता ; भारतीय रंग्रहालय, कलकत्ता ; आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय ; न्यू 
याके ग्रेफ़िक सोसायिटी ; एलेक्टों इंजिनियरिंग ऐण्ड मेन्युफ़ेक्चरिंग कं०, डेट्राएट, यू. एस. ए. ; एयरो . द 
सविस कार्पोरेशन, फ़िलाडेहिफ़िया, यू. एस. ए. ; कीस्टोन व्यू कम्पनी, मीडबिले, यू. एस. ए.; 
.. श्रोजेक्टेड बुक्‍्स इं०, ऐन आबर, यू. एस. ए. ; सायसे इं०, पो्टलेंड, यू. एस. ए. । 


... बहुमूल्य छुक्ावों के लिए कुमारी एसू० रहमान, सहायक शिक्षा-सलाहकार, शिक्षा 
.. मंत्रालय ; श्री. जे० एसू० नन्‍्दा, अलुभाग अधिकारी, यूनेस्को एकक, शिक्षा-मंत्रालय ; डाक्टर 
.. कल्याण गांगुली, कलकत्ता विश्वविद्यालय और आक्सफ़ो् बुक कं? के श्री जी० एम० प्रिमलानी 

.._ का लेखक आमारी है । कीस्टोन व्यू कं०, यू. एस. ए. के अध्यक्ष श्री जी० ई० हेमिल्टन को लेखक 
. विश्लेषह्मप से साभार स्मरण करता है, जिन्होंने तीत्रगामी विन्यासदर्शी के सम्बन्ध में कुछ बातों की 
व्याख्या पत्रों के माध्यम से लेखक को घझुलम की थी। 


सर 


इस पुस्तक में अत्यधिक रुचि लेने के लिए लेखक एन० के० गोसाई ऐण्ड कम्पनी के 

निदेशक श्री एन० के० गोसाई »के प्रति तथा उनके कमंचारियों--विशेषकर श्री पी० घोष 
. और श्री विजय बनर्जी के श्रति अपना वन्यवाद प्रकट करता है। पुस्तक की पाण्डलिपि को 
. ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए लेखक चिल्ड्रेन्स फिल्‍म सोसायिटी, नई दिल्ली के श्री आर० सी० कपूर 
को भी धन्यवाद देता है। द 


हे और अन्त में, इस पुस्तक के. त्रणयन के सभी पक्षों में सहयोग देने के लिए लेखक 
५ . अपनी पत्नी मुकुछ चक्रवर्ती को धन्यवाद देता है दे 


द ः है; नई दिल्ली 


। जुलाई, १९६१. पल 204 


प्रथम खण्ड 


३० 
)१. 
१२, 
१३. 
हे है 
आह 
59% 
१७, 
१८. 
१९, 
२०, 


वर 
नि है । 


विषय-सूची 


: हृत्य-श्रव्य शिक्षा--सिद्धान्त पक्ष 


भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा का विकास 
दृश्य-श्रव्य साधन क्या हैं? 

शिक्षा-क्षेत्र में दृश्य-श्रव्य साधन नए नहीं हैं 
ज्ञानाजन में दृश्य-श्रव्य साधनों का योगदान 
दृश्य-श्रव्य साथनों का उपयुक्त चयन और प्रयोग 


: दृश्य-श्रव्य साधन 


क्षेत्रिक यात्राएं अथवा यात्राएँ 

श्यामपट्ट या चाकब्नोड 

फ्लेनेल पट्ट 

विज्ञप्ति पट्ट 

सानचित्र और ग्लोब 

चित्र भर फ्रोटोचित्र ४ 

पोस्टर ४. 

चाट... 25.06 
आरेख हो 
मॉडेल और अंशानुकँतियाँ 


विवेच्य वस्त॒एँ 
नाटकीकरण 


स्लाइड ओर फिल्मपट्टियाँ 

अपारचित्रदर्शी और तीत्रगामी विन्यासदर्शी द्वारा प्रक्षेपण 
आ्रिविभितीय विन्यासप्रक्षेपी, दिरोपरि प्रक्षेपी, छुतीय प्रक्षेपी 
ओर सूक्ष प्रक्षेपी द्वारा प्रक्षेपण 
फिल्म 


का रेडियो प्रसारण 
२३. ठेपररेकार्डर 
हि २४ टेलीविजन 
७, क्‍ 
,.. अन्तर्राष् 'ह्श्य 
न ट्रीय सद्भाव में दृश्य-श्रव्य साथ 


तीसरा खण्ड : परिश्षिष्ट क्‍ 


॥ | शिष्् भा द के विरि भे ते नं भ्‌ | र्‌ तर में पयोगी गी य-श्रव्य सामग्र ती 


अनुक्रमणिका 


घट 
२४१ 
र्ड्८ट 
२७५७ 


२७३ 


२८१ 


३१० 


.. प्रथम खण्ड... 
. दृश्य-श्रव्य शिक्षा 


... सिद्धान्त पक्ष 


आधुनिक भारत में... 
दृश्य-श्रव्य शिक्षा का विकास 





प्वधाथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, विद्वविद्यालयीय तथा ग्रौढ़ सभी शिक्षास्तरों पर 
दृस्य-श्रव्य साधनों के अधिकाबिक प्रयोग की बात निस्सन्देह रूप से स्थापित हो चुकी है। 
स्वास्थ्य, कृषि, एवं सामुदायिक विकास जेसे अन्य क्षेत्रों में भी वे प्रभावकारी उपकरण के रूप. 
में खीकार किये जा रहे हैं। अनेक अच्छे विद्यालयों में आजकल विज्ञप्तिफलक ( बुलेटिन बोर्ड ». 
पट फलक ( फ्लनेल बोर्ड ), चलचित्र-प्रक्षेपी ( फिल्म प्रोजेक्टर ) और रेडियो यंत्र हैं। दिल्ली के. 
कुछ विद्यालयों में तो टेलिविज़न यंत्र भी हैं। केन्रीय शासन द्वारा एक हृस्य-श्रव्य 
शिक्षा विभाग और लोक संसूचना प्रतिष्ठान ( इंस्टीट्यूट ऑफ़ मास कम्यनिकेशन ) की स्थापना: 
को गई है। कुछ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों नें दश्य-श्रव्य शिक्षा को अनिवाय विषयों हे 
_ को सूची में रखा है और सामान्य तथा वैज्ञानिक हृश्य-श्रव्य साव्रैनों के उत्पादन की दिशा 
में भी प्रयल्ल किया है। हे के कट 


.. द्य-्श्रव्य रिक्षा क क्षेत्र में हाछ ही में हमारे देश में जो विकास हुआ है उसकी 
चच ' संक्षेप में यहाँ की जा. सकती है। जनवरी सन १९४८ में हुए अखिल भारतीय शिक्षा- 


सम्मेलन में पहली बार इस विषय पर विचार किया गया था। इसके कुछ ही महीनों हा द 


'पींद भारत सरकार ने रिक्षों के: विभिन्न स्तरों पर दृश्य-शिक्षा सम्बन्धी समस्माओं पर विचार 


करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। अप्रैल सन १९७९ में एक श्रेस नोट जारी किया ... 


. गया था जिसमें शिक्षापरक फिल्मों के उत्पादन को ग्रोत साहन दिया गया था। व्यक्तिगव .. 


कहा 





: संस्थाओं द्वारा लगभग १९०० चलचित्र संस्थायँ और दृश्य शिक्षा-केन्द्र भी संगठित किए गए 
थे। श्रेट ब्रिटेन की नेशनल कमिटी फ़ार विजुअल एड्स इन एजुकेशन! (शिक्षा में दृश्य-साथनों' 
की राष्ट्रीय समिति) की पत्रिका 'विज़अल एजुकेशन” में सितम्बर, सन्‌ १९५० में पश्चिम 
बंगाल के गोसाबा दृश्य शिक्षा-केन्द्र के कार्यकलापों' का विवरण प्रकाशित किया गया था। 
उसमें लिखा था: “खर्गीय सर डी० एम० हैमित्टन द्वारा बंगाल में बनाई गई क्ृषि-जागीर 
के मुख्यालय गोसाबा में हाल ही में एक दृश्य शिक्षा-केत्र चाल किया गया है जिसमें 


कक 


ब्रिटेन, अमरीका और भारत की रूगभग ६०,००० फूट हरम्बी फिल्में चार महिनो' में 


दिखाई जा चुकी हैं। प्रदर्शित फिल्‍मो' में 'फेनलेंडस', होम ऐण्ड स्कूल”, योर चिल्डून ऐण्ड यू”, 
द “इन्स्ट्र मेंद्स आफ़ द्‌ आकेंस्ट्रा' और सटुडेंट नस! शामिल थीं। दृश्य शिक्षा-केन्द्र को आशा 
है कि शीघ्र ही वह स्कूली बच्चो' के लिए भूगोल, विज्ञान और खास्थ्यविज्ञान सम्बन्धी फिल्‍मों 
की व्यवस्था कर सकेगा । 


दे 


गोसाबा दृश्य शिक्षा-केन्द्र में स्थ्रियों 

के लिए एक विशिष्ट प्रदर्शन के बाद । 

( केन्द्र का संगठन लेखक द्वारा सन्‌ 
१६४६ में किया गया था।) 


हल रन 
हैं शक, 





इस जागौर की तीस हज़ार एकड़ ज़मीन पर लगभग पाँच हज़ार परिवार बसे हुए हैं। 
इनके बच्चो" को जागीर में स्थापित कई जूनियर स्कूलों में तथा एक केन्द्रीय हवाई स्कूल में 
शिक्षा दी जाती है।. पर बच्चो' के माता-पिता की शिक्षा एक कठिनतर समस्या है। उनके 
: शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्यत इस तरह की जानी चाहिए ताकि उनके व्यवसाय में अथवा 
घरेलू कतंव्यों में कोई खलल न पड़े; और शिक्षा इतनी आकर्षक मनोरंजक हो कि अपने 


बच: .. 





खेतो' में दिनभर परिश्रम करने के बाद भी पढ़ने में उनका सन लगें। अभी तक दश्य-साधन 
ही इस समस्या के सर्वाधिक पफड समाधान सिद्ध हुए हैं। रस्त्रियो' के लिए नियमित रूप से विशिष्ट 
प्रद्शनो' की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ग्रदशनो' से पहले ग्रायः व्याख्यात्मक वार्ताएँ होती हैं, 
क्योंकि दर्शकों' में से बहुत ही कम लोगो' को अंगरेज़ी का ज्ञान होता है 


दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ू--पहली बेठक 


विर्यात हृश्य-श्रव्य॒विश्येषज्ञ प्रो० टी० एछ० औन के भारत आगमन के अवसर 
पर सन्‌ १५५१ में दृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 
किया गया था। इस सम्मेलन ने हृश्य-श्रव्य शिक्षा के विविध पहलुओ' पर विचार किया. 
और इसके भावी विकास का मार्ग स्पष्ट किया। सन्‌ १९७२ में ध्व्य-श्रव्य शिक्षा की 
. राष्ट्रीय परिषद्‌ स्थापित की गई। परिषद्‌ की पहली बैठक मई १९५३. में हुईं। इस बेठक 
की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ ये थीं: राज्यो' में पज्य-ह्श्य-परिषदो' की स्थापना की 
जाए ; भारत सरकार के फिल्म-प्रभाग द्वारा दिक्षा संबंधी फिल्मो का निर्माण: किया जाए, 
रे अप्रक्षेपे हृश्य-साधनो' का उत्पादन किया जाए ओर स्कूछो' में श्रव्य-स।धनो' का ग्रयोग 
किया जाए।....... द 


भारत सरकार द्वारा आयोजित दो विचार-गोष्ठियाँ .. - 


अधम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हृ्य-अव्य-्योजना को फार्यान्वित करते हुए दो 
विचार-गोष्टियो' की आयोजन किया गया'। पहली विचार-गोष्ठी शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली 
में सन्‌ १९५४कें भायोजित की गई थी। विभिन्न “ज्य सरकारों के तीस शिक्षाविदो 
ने हृस्य-श्रव्य शिक्षा के सिद्धान्त और उपहार पक्षों का अध्ययन एवं उन पर विचार-विमर्ष 
_ किया। दूसर) विचार-गोष्ठी का आयोजन कोर्लंबो योजना के अधीन भारत और आस्ट्रेलिया की _ 
सरकारो' द्वारा सम्मिलित रूप से इसी आधार पर किया गया था। यह विचार-गोष्ठी नवम्बर १९५५ 
में लखनऊ में हुई थी ।.. गे जर 


दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषदू--दूसरी बैठक लक 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के फलखरूप दश्य-श्रव्य शिक्षा का विकास भारत में मात्रा 
. और गुणवत्ता दोनो' ही दृष्टियो' से बहुत अधिक हुआ हैं। इस योजना में अधिक उपकरणों क > 
की आपूर्ति तथा फिल्में और फिल्मपटष्टियाँ रखनेवाले पुस्तकालयों' के विस्तार की ही परियोजनाएँ 


. १५९- 














+ 
| 
«35 
मर न 





'छे.. सब्‌ १६५४ में आयोजित दृश्य-श्रव्य शिक्षा विचार-गोष्ठी में श्री के० जो० सेयदो न को प्रशिक्षणार्थियों द्वारा 
तेयार किए गए चार्ट और पोस्टर दिखाते हुए लेखक । 
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से) 


27 हा 


४87 .202, 





पु सन्‌ १६४४ में आयोजित हृश्य-श्रव्य शिक्षा विचार-गोष्ठी में सम्मिलित होनेवाले अध्यापक ओर प्रशिक्षणार्थी।.. 


. . ै.ै. (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से ) 





शामिल नहीं थी, बल्कि शिक्षा के परलतर साधन निर्मित करने में अ यापको को प्रशिक्षित 
करने तथा उनका और अन्य वैज्ञानिक सा वनों का ठीक-ठीक उपयोग करने का प्रशिक्षण देने 
की भी परियोजनाएँ सम्मिलित थीं । 


शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव श्री के० जी० सैयदेन की अध्यक्षता 
भें आयोजित मई १९५५ की अपनी दूसरी बेठक में दृष्य-श्रव्य शिक्षा को राष्ट्रीय परिषद्‌ ने 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगत हृश्य-श्रव्य शिक्षा के विकास की निम्नलिखित योज॑नाओं पर विचार 
किया और उनका अज्ुभोदन किया :-.. 


(१) राज्यो' में राज्य-दश्य-श्रव्य-परिषदरं की स्थापना करना 

द (२) फिल्म और फिल्मपट्टि-पुस्तकाल्यो' की राज्यवार स्थापना करना 

(३) अध्यापक ग्रशिक्षण-संस्थानो' से हृश्य-अ्रव्य शिक्षा का पआरंस करना 
(४) हाई/हायर सेकेंड्री स्कूलो' को रेडियो-सेट प्रदान करना 

. (५) सभी ज़िलो' को हृश्य-श्रव्य शिक्षा की चलू-गाड़ियाँ प्रदान करना 
(६) दृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी एक पत्रिका कर प्रका शन करना 
(७) ३५ मिलीमीटर की फिल्मपट्टियो' का निर्माण करना हा 
(८) कुछ जुनी हुईं संस्थाओ' के सहयोग से शिक्षा सम्बन्धी फिल्मो' के मूल्यांकन 

मेँ शोध करना » व द द 

(5) हृस्य-श्रव्य साधनो' और उपकरणों' के >लादत से व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देना 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्य-श्रव्य शिक्षा 


तृतीय पंच्लरषीय योजना के लिए बनाई ग स्कीमो' को चार शीषों में वर्गक्षित किया _ 
जा सकता है; । ० द 
१। प्रशिक्षण योजनाएँ 
_२। ग्रक्षेपण योजनाएँ 
३। शोध और मूल्यांकन योजनाएँ 
विस्तार योजनाएँ 


क्‍ यदि अध्यापको' द्वारा हृश्य-श्रव्य साथनों का ओर हृ्य-श्रव्य सामग्री का कारगर उपयोग 
किया जाना है तो यह अनिवार्य है कि ह॒स्य-श्रव्य शिक्षा का प्रशिक्षण उन्हें सेवाकाल प्रारम्भ होने - 
क पहले या सेवाकाल के दौरान दिया जाय।. जो सामान्य और सरल हृष्य-श्रव्य साधन शिक्षण में. 
अत्यधिक सहायक होते हैं, उन्हें कम खर्चे में तैयार करने का कौशल भी उन्हें श्राप होना चाहिए 





तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यापक पेमाने पर की गई है। दृश्य-श्रव्य 
शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाउ्यकर्मों की भी 
व्यवस्था की जाएगी। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई उत्पादन योजनाओं में ऐसी स्लाइडों, 
स्‍लाइडपुस्तिकाओं, फिल्मपट्टियों तथा १६ मि० मी० की फिल्मों का निर्माण शामिल किया गया है 
जो कक्षाओं में प्रयोग के लिए उपयुक्त हो' 


शोध और मूल्यांकन योजनाओ' के अन्तगंत पहले से प्रयोग में आनेवाले दृश्य-श्रव्य साधनों 
भर सामग्री का व्यवस्थित मूल्यांकन्त किया जाएगा । 


विस्तार योञनायें केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय को और अधिक विस्तृत बनाने तथा दृश्य-श्रव्य 
शिक्षा के सभी पहलुओं पर उपयोगी साहित्य का व्यापक प्रकाशन करने से सम्बन्धित हैं। 


दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ की और चार बेठके 


७ 


परिषद्‌ की तीसरी बेठक जनवरी १९०९ में भारत सरकार के शिक्षा मंत्राकय के 
संयुक्त सचिव श्री० आर० पि० नायक, आई. सि- एस., की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल एतद्सम्बन्धी योजनाओं के, कार्यान्वयन के विषय में राज्य 





दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ की तीसरी बेंठक की अध्यक्षता करते हुए श्री आर० पी० नायक [ भध्यमें ] 
( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से ) 


सरकारों की रिपोर्टो पर परिषद्‌ ने विचार किया। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक राज्य हृ्य-श्रव्य 
परिषद्‌ स्थापित नहीं की थीं उन्हें अविलूम्ब ऐसी परिषद्‌ स्थापित करने लिए कहा गया। द 


परिषद्‌ ने दृश्य-श्रव्य शिक्षा का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का श्रस्ताव पास 


किया। यह संस्थान दृह्य-श्रव्य सामग्री का निर्माण करने और उसका समुचित उपयोग करने 


सें तथा इस सामग्री की अभविष्णता के विषय में मूल्यांकन और शोध करने में अध्यापकों 
को प्रशिप्षित करेगा। 


परिषद्‌ ने निरचय किया कि हृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ की एक स्थायी _ 
 परामशंदात्री समिति बनाई जाय जिसकी सदस्य संख्या सात हो। समिति की बेठक तीन... 
महीनों में एक बार हो।. द श 


पिछली बेठक में की गई सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करते हुए जो प्रगति हुईं उस पर विचार _ 
करने के लिए परिषद्‌ की चोथी बेठक दिसम्बर, १९००९ में हुई । हा 


परिषद्‌ की दो और बेठके नई दिल्ली में मई, १५६१ में और दिसम्बर, १९६३ में हुई । पहली 
बेठक की अध्यक्षता श्री भार० पि० नायक ने और दूसरी बेठक की अध्यक्षता श्री आार० आर० सिंह 
ने की। दोनों अध्यक्ष उस समरय॑ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव थे । 
इन बेठकों में की गई महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिशों इस प्रकार थीं 
(१) शेक्षणिक साथनों के थोक उत्पादन का काम ऐंसे गर-सर॒कारी उत्पादकों को सौंपा जाए 
जिनकी दर न्यूनतम हों, ताकि इन साधनों को सस्ती दरों पर"वितरित किया जा सके। 
(२) दृश्य-श्रव्य साथनों के उत्पादन में राष्ट्रीय परिषद्‌ को परामश और सहायता 
देने के लिए विशेषज्ञों की एक उपसमिति बनाई जाए । हर द 
(३) विद्यौधियों' से थोड़ा--थोड़ा चन्दा वसूल करके देश के सभी स्कूलों के 
लिए. दृश्य-श्रव्यः साधन उपलब्ध कराने की., सम्भावनाओं पर विचार 
किया जाए | 
(४) शैक्षिक अनुसन्धान एव्रं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के चारों क्षेत्रिय प्रशिक्षण: 
. महाविद्यालयों में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र खोले जाए । द 
(७) सन्‌ १९६१-६२ के दौरान राष्ट्रीय संस्थान में आयोजित यूनेस्को की क्र्मशाला 
.. की पद्धति पर सस्ते हदृश्य-साधनों के उत्पादन के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ यक्रम 
आयोजित किए जाएँ । क्‍ 
(६) हश्ये-श्रव्य उपकरण की देखभाल और मरम्मत के सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण द 
पाठ यक्रम आयोजित किए जाएँ ।. ऐि रा 





(७) विभिन्न वेज्ञानिक प्रकरणों पर फिल्मपट्टियो के उत्पादन में राष्ट्रीय संस्थान को परामरशो 
देने के लिए एक उपसमिति बनाई जाए । 

(५) विश्वविद्यालयों में दृश्य-श्रव्य विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में उनसे सम्पर्क 
स्थापित किया जाए । 


.. तत्कालोन समितियों और परिषदों को उपयुक्तता का जो निर्णय शिक्षा मंत्रालय ने 
लिया . था उसके परिंणामखरूप मई, १९६४ में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिष 
भंग कर दी गई । 


दृश्य-श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय' संस्थान ( अब शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के दृश्य-श्रव्य शिक्षां-विभाग” नाम से अभिहित ) द शक है 


दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान ने पहली अग्नरेल १९०५९ से अपना काय नई दिल्ली स्थित 
अपने नए भवन में प्रारम्भ किया । संस्थान ने जनवरी १९६० में हृह्य-श्रव्य शिक्षा का पहला 
अल्पाबधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू किया। केन्द्रीय शिक्षामंत्री डाक्टर के० एल० श्रीमाली 
ने इस पाठ यक्रम का उद्घाटन किया । इस में कुछ २७ प्रशिक्षणाथियों ने भाग. लिया। अभिकांश 
प्रशिक्षणार्थी राज्यों के शिक्षा-विभागों द्वारा भेजे गए थे। पाठ यक्रम में भाषण, प्रदशन, प्रायोगिक 
कार्य ओर स़ेत्र-पर्यटंन शामिल थे । 





_ दृश्य-श्व्य शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली । ( संस्थान के सौजन्य से ) 





8 





| इस प्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद शीघ्र ही विस्तार-सेवा विभाग के समन्वयकर्त्ताओं ल्‍ 


.. के लिए संस्थान द्वारा दूसरा पाठ यक्रम चालू किया गया जिसमें उन्हें दृश्य-श्रव्य साधनों का ठीक-ठीक | 
....._ उपयोग करना सिखाया गया। चौबीस समन्वयकर्ताओं ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


क्‍ . टृव्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी दूसरा अल्पावध्रि प्रशिक्षण पाठ यक्रम जुलाई सितम्बर १९६० की 
हि . अवधि में चलाया गया । देश के विभिन्न राज्यो' से आए हुए कुछ बत्तीस प्रशिक्षणायियों ने इसमें... 


७. भाग लिया। दृश्य-श्रव्य शिक्षा के सैंद्धान्तिक पक्ष पर उन्हें ४५ भाषण दिए गए । अग्रक्षेपी पा 
कं... टव्य-श्रव्य साधनों के निर्माण तथा वैज्ञानिक साधनों के संचालन का प्रायोगिक प्रशिक्षण आप्त करने में 


«.. उन्होंने छगंभग २०० घण्टे काम किया । ते ३ ७७ कक 58 बे रा क्‍ 


३३ 7४० बवबढ+११४९ 7१४ 


















0 . दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान में हृश्य-श्रव्य सावन तेयार करते हुए प्रशिक्षणार्थो । . द द आर . 


का द  (प्ंस्थान के सौजन्य से)... | «#. द ि 








के लक दूसरे अल्पावधि पाठ यक्रम के बाद संस्थान ने; दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ के सुम्ताव 

बी के अनुसार, समय-समय पर दृ्य-श्रव्य शिक्षा के अनेक पाठ यक्रम आयोजित किए जिनमें दृव्य-्व्य हज 
रे द उपकरण की देखभाल और प्रयोग तथा दृ्य-श्रव्य साधनो' और सामानो' के सस्ते उत्पादन का... ओ मा 
के प्रशिक्षण शामिल था । द क्‍ द न अर 7 आकर 

















क्‍ ० द क्‍ 
ः । रण क्‍ । 








दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान में प्रथम अल्पावंधि प्रशिक्षण पाठ यक्रम का उद्घाटन । 
(संस्थान के सौजन्य से ). 














....  दृश्य-अ्ब्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान में हृश्य-श्रव्य साधन तेयार करते हुए प्रशिक्षणार्थों |. 
8 5 235 संस्थान के सोजन्य से 20 अ  क 





775 ०:02 फ9/9:774 2 





शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों 
के सोलह शिक्षकों के लिए पिछले शेक्षिक-सत्र में इस विभाग ने दृश्यन्श्रव्य शिक्षा का एक पाठ यक्रम 
.. _. आयोजित किया था। नौ महीने की अवधि का हव्य-श्रव्य शिक्षा डिट्रोमा पाठ्यक्रम भी 
._ आयोजित किया गया, जो अपने ढंग का पहला पाठ यक्रम था। इस पाठ्यक्रम में दस प्रशिक्षार्थ 


शामिल हुए। इनमें अधिकांश विभिन्न राज्यों के दृह्य-श्रव्य शिक्षा अधिकारी थे। 














का ह मे अंश 7 मल इ् रिंग्रोड, नई दिल्लीस्थित भारतीय सापू हिक संच्चर संस्थानव 7 । द द पं है 
४ "3 री का पक .. (संस्थान के स,जन्यस ) हि 24 पा, 8 

भारतीय सामूहिक संचार संथान._....... //््््-र्र््ररः 
... ः राष्ट्रीय विकास में दृत्य-्थव्य साधनों के महत्त्व को समझते हुए सूचना एवं प्रसारण 
...... मंत्रालय ने अगस्त, १९६५ में भारतीय सामूहिक संचार संस्थान नाम से हृश्य-श्रव्य शिक्षा का... 
3 सम ४ एक संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारो' में, सरकारी 


.. क्षेत्र के उद्योगों में तथा अन्य सांविधिक संगठनों में काम करनेवाले सूचना-कर्मचारियों 
.... के लिए आवश्यक कौशल की गक्षा तथा अनुभव यह संस्थान दान करता 





के रूप में इस संस्थान का पंजीयन कर लिया गया है। इसका प्रशासन एक कार्य-परिषद्‌ 


द्वारा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं। 

















9 








एक फिल्‍म देखते हुए भारतीय सामूहिक संचार संस्थान के प्रशिक्षणा्थों । एक प्रशिक्षणार्थी 
चालूटिप्पणी कर रहा है। ( संस्थान के सौजन्ग से ) 





भारतीय सामूहिक संचार संस्थान के प्रशिक्षणार्थी , आधु निकतम समाचारूचित्रों का... 
.../.. निरोक्षण करते हुए। (संस्थान के सौजन्य से) ...... 





यह संस्थान लाजपतनगर से आगे रिंग रोड पर स्थित है। कुछ समय बाद यह 
नेहरू विश्वविद्यालय के अहाते में अपने ही भवन में चलछा जाएगा और विद्धविद्यालय से 
संबद्ध हो जाएगा।.. 


राष्ट्रीय विकास में सूचना-चित्रों' के महत्त्व पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन इस संस्थान 

द्वारा पिछली मई में किया गया था। इस गोष्ठी ने सामूहिक-संचार फिल्‍मो' के समुचित उपयोग 

. की मसद्तत्ता पर बल दिया और उसे “देश के सामाजिक और आधिक विकास की अनिवार्य आधार 
. भूमि” बताया । अशिक्षित जन-समाज की शिक्षा के समुचित उपयोग की महत्ता पर भी बल ह 
_ दिया गया और यह सुक्काव दिया गया कि अंततोगत्वा समूचे देश में बहसंख्यक सचल और 
स्थायी फिल्म-केन्द्र कायम करने की अपेक्षा टेलीविज़न अधिक सस्ता होगा या नहीं, इसकी पूरी 
जाँच की जाएं। आज डक इक क्‍ 5 द 


विचार-गोष्ठी में एक और महत्त्वपृूणं बात पर बल दिया गया। कहा गया कि इस .. 

क्षेत्र में सरकारी प्रयत्ञों के साथ गर-सरकारी या निजी क्षेत्र को भी शामिल करना ज़ररी है। 

सुझाव दिया गया कि बड़े बढ़े व्यवसायिक और ओद्योगिक संगठनों से अपील की जाए कि ग्रोढ़ 

. जनसमाज की शिक्षा के लिए अधिकाधिक फिल्मों के निर्माण में प्रोत्साहन और योग दें। 
यह भी सिफ़ारिश की गई कि छोटी-छोटी फिल्‍मों के निर्माण में गेर-सरकारी फिल्म-निर्माताओं 

को काफ़ी अधिक भाग देना चाहैए और इसके लिए आवश्यक उपकरण तथा कच्चे माल के लिए उन्हें .. 
वांछित विदेशी मुद्रा दी जानि चाहिए । द * 


नीचे लिखे वर्गों की सुनियोजित फिल्‍मो' के निर्माण की आवश्यकता भी इस गोष्ठी में अनुभव 
की गई: 


*. के 
क् 


(१) गांवों में दिखाने के छिए खेती-बारी का काम सिखानेवाल़ी फिल्में 
(२) कक्षा में विशिष्ट प्रकरणों के शिक्षण में सहायता देनेवाली शिक्षणात्मक फिल्में । 
(३) बच्चों में वेज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करनेवाली फिल्में । 


देश में बननेवाले सूचना-चित्रो' के अधिक व्यापक और पूर्ण उपयोग के लिए इस गोष्ठी ने नीचे 
लिखे उपायो को अपनाने की सिफ़ारिश की... हे आप 


(१) एक कारगर अ-र॑गमंचीय श्रद्शन “/खला कायम की जाए जिसमें फ्रेक्ट्रियाँ, अस्पताल, 


. व्यापारिक संस्थान आदि शामिल किए जाए।_. 
(२) छोटे कप्बों ओर बड़े-बड़े गाँवों में १६ मि० मी० के थिएटर खोले जाएं । 





के (३) : अत्येक ज़िले में फिल्म-पुस्तकालय स्थापित किया जाए । द 
है 2) विज्विद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बड़े. 
कक्षों में फिल्में दिखाई जाए। 0 ६ क्‍ 

(७) प्रक्षेपी उपकरण की देखभाल और मरम्मत की सुविधाओं की उचित व्यवस्था की जाए । 


सूचना-चित्रों के वेज्ञाणिक मूल्यांकन, फिल्‍मो' का उपयोग करनेवालो' के उपयुक्त प्रशिक्षण और 
फिल्म-निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएँ देने की आवश्यकता के संबंध में भी गोष्टी ने 
. सिफ़ारिश की थी । 


आशा है कि विचार-गोष्ठी की इन महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिशों को शीघ्र कार्यान्वित कराने के लिए 
सामूहिक संचार संस्थान कारगर कदम उठाएगा। द 


भारत के विभिन्न राज्यों में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की ग्रगति 


द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप भारत के अधिकांश राज्यों ने 
दश्य-श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है”! अधिकांश राज्यो' द्वारा फिल्‍म व फिल्मपट्टी- 
पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं। . कुछ राज्यों द्वारा राज्य दश्य-श्रव्य शिक्षा परिषद की भी . 
स्थापना की जा चुकी है । क्‍ 


बिहार राज्य में फिल्म-पुस्तकालय के साथ साथ एक कर्मंशाला भी स्थापित की गई है। चाट, 
पोस्टर, नमूने स्छाइडें और फिल्मपट्टियो' जेसे कमख्चंबाले दृश्य-श्रव्य साधनो' के उत्पादन के लिए ही. ही 
यह कमंशाला चार की गई है । इस कमंशाला द्वारा निमित उत्तम कोटि के कुछ चार्ट; पोस्टर 
और चित्र राज्य के स्कूलो' और सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में बाँटे जा चके हैं। राज्य के फिल्म- 
पुस्तकालय की फिल्में शेक्षणिक फिल्मो के अधिक्रत प्रदशन केन्द्रों को तथा ऐसी उन अन्य संस्थाओं 
को उधार दी जाती हैं जिनके पास-अपने प्रक्षेपी होते हैं। राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न _ 
संस्थाओं को बड़ी संरूया में रेडियोसेट, स्लाइडें तथा स्लाइड प्रक्षेपी प्रदान की हैं।..... 


उड़ीसा राज्य भी द्व्य-श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में बहत काफी कार्य कर रहा है। दृश्य-श्रव्य 
_हिक्षा की एक राज्य परिषद्‌ का गठन किया गया है और एक फिल्म-पुस्तकालय की स्थापना की जा. 
चुकी है । राज्य के विभिन्न भागो' के सामुदायिक विकास-स्षेत्रो' में उपयोग के लिए उपयोगी विषयों 
पर पोस्टर, फिल्मपट्टियाँ और ग्रामोफोन रिकाड बड़ी संख्या में तेयार किए गए हैं |. विभाग के 
 चल्-यानो' द्वारा सभी ज़िलो' के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में फिल्मो और नाटको' के ब्रदशन भायोजित 
किए जाते हैं। 


३० हो न ४ 


2003 ५ ४५ मल कक न 
(5म3सामम शक वात पक /कतटठ पट (फणकक पा फएत३ नेक जी कारक कफ भरत का देह भजातककढ+०अ० 7 फद सराएभ ला दला0 "पक । 


बिहार कीहिश्य-अ्व्य-कर्मशाला द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित इस उत्कृष्ट चित्र का प्रभावपूर्ण......र्‌ 
......... उपयोग कक्षाओं में किया जा सकता है का 6 अजआ । 
(जिहार के दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग केसोजन्य से)...“ | ह#ः 


( 

| 

| 

* 

| 
| 





री 





हर] रा! 


बिहार की हृश्य-श्रव्य-कर्मशाला द्वारा 
सत्री-शिक्षा के सम्बन्ध में बनाया गया 
एक पोस्टर। (बिहार के हृश्य-श्रब्य 
शिक्षा विभाग के सौजन्य से ).. 





3 (सकक सतह कक करन 5० 





हर के विभिन्‍न केन्द्रों में बच्चों के लिए शैक्षणिक विषयों पर फिल्मों के प्रदर्शन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। 
5 कपडे (बिहार के दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग के सौजन्य से)... द 








मद्रास में शिक्षा विभाग ने दृव्य-श्रव्य साधनों के निर्माण और उपयोग मेँ अध्यापको' को 
प्रशिक्षित करने के लिए ग्रशिक्षण पाठ यक्रमो' का आयोजन किया है। माध्यमिक स्कूलो' के अध्यापकों 
के लिए दृश्य-श्रव्य शिक्षा पर अत्पाबधि पाठ यक्रमों का भी आयोजन 'त्यागराजनगर कालेज आफ 
प्रिसेप्टर्स' के विस्तार-सेवा विभाग द्वारा किया गया था । अ्रशिक्षाथियों ने इन पाठ यक्रमों में सामान्य 
विज्ञान के शिक्षण में उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की स्‍्लाइडें, फिल्मपट्टियाँ ओर नमूने 
के केस तेयार किए । 


मदुराई के 'त्यागराज नगर कालेज आफ़ प्रिसेप्टर्स' के 

विस्तार-सेवा विभाग द्वारा आयोजित हृश्य-श्रव्य शिक्षा... 
पाठ यक्रम में दृश्य-श्रव्य साधन तयार करते हुए . 
प्रशिक्षणार्थी । (त्यागराज नगर कालेज के सौजन्य से) .. 





महाराष्ट्र में दृ्य-श्रव्य शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों के-अध्यापकों के लिए अनेक ._ 
अल्पावधि पाठ यक्रम आयोजित किए जिनमें दृश्य-श्रव्य साधनों के निर्माणं और ठीक-ठीक उपयोग 
का प्रशिक्षण दिया गया। करे स्थानों पर विचार-गोष्ियाँ ओर प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गई | 
राज्य के फिल्म-पुस्तकालय में फिल्में ओर फिल्मपट्टियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। शिक्षा-विसाग _ 
द्वारा कई नई फिल्में और फिल्मपट्टियाँ तैयार भो की गई 


हिमाचल प्रदेश में शिक्षा-विभाग के हृश्य-श्रव्य अनुभाग-का दायित्त्व सँभालने के लिए एक. 
 इृश्य-श्रव्य रिक्षात्रिकारी की नियुक्ति की गई है । इस अनुभाग ने राज्य के हाइस्कूलो' के अध्यापकों: 
के लिए अनेक प्रशिक्षण-पाठ यक्रमों का, आयोजन किया। इन पाठ यक्रमों में प्रशिक्षाथियो' को विभिन्न 
प्रकार के अग्रक्षेपी साधनों के निर्माण का श्रशिक्षण दिया गया । वज्ञानिक उपकरण से काम लेने का 
प्रशिक्षण भी उन्हें दिया गया । एक दृह्य-श्रव्य पुस्तकालय भी खोला गया है। नाहन ओर सोलन 
के प्रशिक्षण महाविद्यालयों को फिल्‍म प्रक्षेपी, फिल्मपट्टी प्रक्षेपी और पारचित्रदर्शी दिए गए हैं।.. 
अनेक हाईस्कूलों ओर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को रेडियो सेट दिए गए हैं । 


मध्यप्रदेश में शिक्षा निदेशालय के अन्तगंत एक दृश्य-श्रव्य साधन अनुभाग स्थापित किया... 
गया है। राज्य के सभी बहु-उद्देश्ीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को विभिन्न प्रकार के दृहय-श्रव्य 


र३ 





उपकरणों से सम्पन्न किया गया है। भोपाल, इन्दौर, उजैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे महत्त्वपूर्ण 
केन्द्रो' में विचार-गोष्ठियाँ ओर करमंशालाएं आयोजित की गई' तथा ह्व्य-श्रव्य साधनों के निर्माण 
ओर उपयोग के सम्बन्ध में बहुत से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया । 


पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय दृश्य-श्रव्य परिषद्‌ की और एक राज्य स्कूल-प्रसारण परिषद्‌ की 
स्थापना की जा चकी है। अनेक उच्च ओर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को रेडियो सेठ दिए गए हैं । 
डेविड हेयर टॉनिंग कालेज, कलकत्ता के विस्तार-विभाग द्वारा हाईस्कूलो' और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलो' के अध्यापको' के लिए दृश्य-श्रव्य शिक्षा के सम्बन्ध में अत्पावत्रि पाठ्यक्रमों का आयोजन 
किया गया है । हा क्‍ क्‍ 
न्ध्र प्रदेश में अनेक हाइंस्कूलों' ओर उच्चतर माध्यमिक स्कूलो' को राज्य सरकार ने पचास 
प्रतिशत अनुदान के आधार पर रेडियो सेठ दिए हैं। ऐसी अधिकांश संस्थाओं में रेडियोक्लंब 
स्थापित किए जा चुके 





ह ऐह 


राजकीय प्रशिक्षण महा विद्यालय, कालीकट के प्रसार-सेवा विभाग द्वारा आयोजित दृश्य-श्रब्य सामग्री 
को प्रदर्शनी की एक भाँकी। ( महाविद्यालय के सोजन्य से ) 


३७४ 








“ .. केरल राज्य सरकार ने दो दृश्य-श्रव्य एकक स्थापित किए हैं : एक त्रिवेन्द्रम में ओर दूसरा 
| ऐनकुलम में । दोनो ही एकक ससी प्रकार के दृश्य-श्रव्य उपकरणो' से सुसज्जित हैं। राजकीय 


प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रसार-सेवा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापको' के लिए कालीकट 
में अनेक पाठ्यक्रमो' का और दृश्य-श्रव्य सामग्री की एक मनोरंजक तथा उपयोगी ग्रदर्शनी का आयोजन 
किया था। डर 






































जद क्‍ . राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, क्वालीकट के प्रसार-सेवा विभाग द्वारा आयोजित दृश्य-श्रव्य सामग्री _ 

द की प्र्शनी की एक आँकी। 

रे ( महा विद्यालय के सौजन्य से ) 

का उत्तरप्रदेश में दश्य-श्रव्य शिक्षा की एक राज्य परिषद्‌ स्थापित की गई है और अध्यापको 
४ के लिए दृश्य-श्रव्य शिक्षा के पाठ यक्रम तथा विचार-गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। स्कूलो' तथा 





सामाजिक शिक्षा-केन्द्रो' में फिल्में प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा-विभाग ने अतेक चलयोनों की 

















हृश्य-श्रव्य शिक्षा-विभाग, राजस्थान, अजमेर स्थित कार्यालय भवन 
... (हृश्य-श्रष्त्र शिक्षा-विभाग, राजस्थान के सौजन्य से ) 


 फिल्मग्र थागार का एक हृश्य। 
( हृश्य-श्रव्य शिक्षा-विभाग, राज- 
स्थान के सौजन्य से ) 








कल अ५ अत जस्थ :.:ब्यंज+-्प टीम :22:% 7 


राजकीय हृश्य-श्रब्य शिक्षा- 
विभाग द्वारा आयोजित दृश्य- 
श्रव्य साधनों की एक प्रदर्शनीः 
का परिद्शन राजस्थान के 
मुख्य मंत्री कर रहे हैं। (हृश्य- 
श्रव्य शिक्षा-विभाग, राज- 
स्थान के सौजन्य से ) 





राजस्थान म॑ दृश्य-श्रव्य शिक्षा की सराहनीय प्रगति हुई है । 


का दायित्त्व एक पूणकालिक अधिकारी को सौंपा गया है। प्रारंभ में फिल्‍म पुस्तकालय सें केवल कुछ 


सो फिल्में ही थी'.। अब उसमें २६०५६ फिल्में, ६९६ फिल्मपट्टियाँ और २१८२” आकार की १३०२ 


स्लाइड हैं । इस भण्डार में शिक्षा के प्रत्येक महत्त्ववृण विषय और क्षेत्र के सम्बन्ध में फिल्में, फिल्मपट्टियाँ 





के ढ 

हृश्य-अ्रव्य शिक्षा-विभाग, राज- 

स्थान, के दशक कक्ष में एक फिल्म 

देखते हुए विद्यालय के छात्र । 

( दृश्य-श्रव्य शिक्षा-विभाग, राज- 

स्थान के सोजन्य से ) 

+ है. 
ओर स्लाइडे' उपलब्ध हैं. । पुस्तकालय की कुछ सदस्य-संह्या अब २६१ है जिप्तमें स्कूल, महाविद्यालय, 


विश्वविद्यालय, कृषि-विद्यालय, प्रशिक्षण स्कूल, पंचायत समितियाँ औ र सरकारी कार्यालय शामिल हैं। 





इस राज्य में दृरय-श्रव्य विभाग 

















& 





विभाग ने प्रायः सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त कर छिये हैं । उसके पास ६ चलयान भी हैं जो राज्य 

के विभिन्न स्थानों में फिल्म प्रद्शनो' का आयोजन करते हैं। अजमेर में एक दशक-कक्ष बनाया 

गया है जिसमें गतवर्ष १४८ फिल्म-प्रदशन किए गए थे। अजमेर, जयपुर, कोटा और आबूपबंत 

आदि अनेक स्थानों में दृश्य-श्रव्य सामग्री की प्रदशनियाँ आयोजित की गई थीं। उच्चतर माध्यमिक, 

मिडिकल और प्राथमिक कक्षाओं के लिए आकाशवाणी द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए 

. जाते हैं। विभाग इन कार्यक्रमों को बहुत महत्त्व देता है। इसके लिए राज्य की विभिन्न संस्थाओं 
को ५००८ रेडियो सेट मुफ़्त दिए गए हैं। द 


दर 





| 
| ; 


दृश्य-अ्रव्य साधन 


क्या हैं 0- 


“टृश्य-श्रव्य' पद 

दृश्य-श्रव्य॒साधन मुद्रित अथवा लिखित शब्द के अतिरिक्त वे साधन हैं जो वस्तु विशेष 
की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायक होते हैं। वास्तव से, किसी वस्तु की स्पष्ट धारणा बनाने का 
सबसे अच्छा तरीका है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति। हम आम को सबसे अच्छी तरह समभते हैं 
उसे देखकर, छकर, सूँघकर और वास्तविक आम को चखकर । पर इस विशाल और जटिल विद्ध 
की प्रत्येक वस्तु का क्‍ ज्ञान इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता । हमें प्रतिरूपो'. 
की सहायता लेनी ही पढ़ती है। हृश्य-श्रव्य साथन हमें ये प्रतिरूप श्रदान करते हैं--और वे 
“दृश्य-श्रव्य' इस लिए कहलाते छे क्योंकि वे श्रवण व द्शन की दो इन्द्रियों द्वारा ही प्रभावी होते हैं। 


दृश्य-श्रध्य साधनों से संबंधित कुछ श्रान्त धारणाओं का उच्चमूलंन 
दृत्य-श्रव्य साथनों से संम्बन्धित बहुत सी श्रान्त धारणाओं को दूर कर देना ठीक होगा। 


(क) दृश्य-श्रव्य साधनों कासंबंध केवछ फिल्मों अथवा फिल्मपट्टियों से ही नहीं है। 


सबसे पहले यह समभ लेना चाहिए कि दृश्य-श्रव्य साधनों का सम्बन्ध केवठ फिल्‍मों अथवा 
फिल्मपट्टियों' से ही नहीं हैं। निस्संदेह ये साधन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ; किन्तु किसी भी अर्थ में केवल 
इन्हें ही दृश्य-श्रव्य साधन मान लेना गलत होगा । इनके सिवा अनेक हृश्य-श्रव्य साथन हैं. । नीचे 
दी गई सूची से यह बात स्पष्ट हो जाएगी: पक क्‍ 


चाकबोड, चुम्बकीय चाकबोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, और फलेनेल बो्ड 


-३९ 





चाट, पोस्टर, रेखाचित्र, ग्राफ़, व्यग्यचित्र, मानचित्र, भूगोलक 


फटोचित्र, चित्र, तुलिकाचित्र, फ्लेशकाड, नमूने, अंशानुकृतियाँ, विवेच्य वस्तुएं, मॉडेल या 
अतिमान, पारचित्र 


. अपारचित्रदर्शी, तीत्रगामी विन्यासदर्शी, त्रिविभितीय विन्यासप्रक्षेपी, शिरोपरि पश्प्केपी, 
*छतीय अ्रक्षेपी, सूह्ष्मप्रक्षेपी, जादुईछालटेन की स्लाइड, फिल्मपष्टियाँ और फिल्में--इन सब की 
.. सहायता से प्रक्षेपण 


टेप रेकाड, रेडियो प्रसारण, टेलिविज़न और ग्रामोफ़ोन रेकार्ड । 


नाटकीकरण : नाटक, खाँग, मौन चित्रात्मक दृश्य, मूक अभिनय, कठपुतलियों के तमाशे 
ओर छायानाटक । 


ध्यान देने की बात है कि ऊपर दो गई सूची दृश्य-श्रव्य साथनों की सम्पूर्ण सूची नहीं है । 
सच तो यह है कि ऐसी सम्पूर्ण सूची तेयार करना सम्भव नहीं है , क्योंकि हर दिन जो बीतता हैं, 
कुछ-न-कुछ ऐसी नई सामग्री और नए साधन दे जाता है जिनसे पढ़ाई-लिखाई साथक, आनन्द्प्रद्‌ 
और कारगर बनती जाती है । ह 


एक बात और है। फिल्मों और फिल्मपट्टियों को जो महत्त्व दिया जाता है उसके कारण 
ऊपर की सूची में गिनाए गए साधारण साधनों का महत्त्व कम न हो जाना चाहिए, जेसे चाकबोडे; 
बुलेटिन बोर्ड, चित्र, चार्ट, मानचित्र अथवा प्रतिमान जो अनेक अध्यापकों के लिए कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण, सुकर और सुसाध्य सिद्ध हो सकते हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण में इन साधनों के ठीक-ठीक 
उपयोग की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए । 


हु 


(ख) दृश्य-श्रव्य साधन अध्यापन के बजाय अध्ययन के सहायक साधन हैं 


दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाद्विए कि द॒ृश्य-भ्रव्य साधन अध्यापकों के बजाय विद्यार्थियों 
के लिए सहायक साथन हैं"। अध्यापन के बजाय अध्ययन के सहायक साधन हैं। 
पर इसका मतलब यह नहीं कि दृश्य-श्रव्य साधन अध्यापकों का बोक्क हल्का कर देते हैं। 
_ पाठ.यपुश्तक के सद्दारे कोई पाठ पढ़ाने के बदले जब कोई अध्यापक इन साधनों का उपयोग | 
. अध्यायन-कार्य में करता है तब उसे अधिक तेयारी करनी पड़ती है ; पाठ को अधिक सुनियोजित 
.. ढंग से पढ़ाना पढ़ता है। इस अतिरिक्त श्रम का सुफल यह होता है कि उसके विद्यार्थी सिखाई गईं ह 
.. बाते अभिक प्रभावपूर्ण ढंग से सीख लेते हैं । द 


हा 





न्‍्जी 


(ग) दृश्य-श्रव्य-साधन एक लक्ष्य के साधन मात्र हैं 


तीसरी बात, जिस पर जोर दिया जाता है, यह है कि दृस्य-श्रव्य-साथन एक लक्ष्य के 
3 साधन मात्र हैं। “शिक्षण प्रक्रिया व्यक्तित्तों के बीच एक आध्यात्मिक अन्योन्यक्रिया हें, 
न कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी तक किया गया ज्ञान-संचार मात्र । अध्यापक तो सदा ही उस उपकरण 
से अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसका वह उपयोग करता है; सच तो यह है कि अध्यापक द्वारा प्रयोग में 
_आ जाने में ही उपकरण की सार्थकता है ; और उस श्रयोग की सार्थकता अध्यापक की निपुणता 
तथा ग्रयोग-कोशल पर उतनी अधिक निर्भर नहीं जितनी विद्यार्थियों के ग्रति उसकी सहानुभूति हे 
क्‍ . पर ; विद्याथियों की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में उसकी अभिरुचि और जानकारी 
पर, तथा मान-मूल्यों से संबंधित उसके दृष्टिकोण पर ।”: ् के 


(बे) दृश्य-अ्रव्य-साधन पाठ.यपुस्तकों का स्थान नहीं ले सकते मी, 


अन्ततः हमें सावधान रहना चाहिए कि दृश्य-श्रव्य-साधनों को हम सामान्यतया उचित महत्व... ' 
से अधिक महददत्व न दे बे)। उदाहरण के लिए, हमें यह न सोचना चाहिए कि दृश्य-श्रव्य-साधन हे क्‍ 
पाठ यपुस्तकों का स्थान छे सकते हैँ, अथवा अध्यापन की सारी पूर्व-प्रचलित ग्रणालियाँ श्ान्त अथवा. हा 
कौशलहीन थीं। पढ़ने की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी ; भले ही इन साधनों का ठीक-ठीक...... कम 
उपयोग करने से पढ़ने का काम अधिक आनन्ददायक और अधिक कारगर हो जाए। क्‍ कक कर 








शिक्षा-क्षेत्र में दृश्य-अ्रव्य 
साधन नए नहीं हें । 


भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति में दृश्य-साधन--ताड़पत्र और कागज्ञ पर लिखी. 
सचित्र हस्तलिखित पोथियाँ द ' 


यद्यपि आधुनिक अर्थों में दृश्य-श्रव्य शिक्षा का आन्दोलन हाल ही में शुरू हुआ है, फिर भी 
दृश्य-साथनों का प्रयोग भारत तथा अन्य देशों में प्राचीन काल में भी होता था ; भले ही उन साधनों 
का स्वरूप आधुनिक वैज्ञानिक द्य-साधनो' जेसा नहीं था। अपने विचारो' को मौखिक रूप से 
व्यक्त करने के लिए एक शब्दावली का विकास करने के बहुत पहले से आदिम लोग रेखाचित्रो' और 
अ्तीको' के माध्यम से अपनी बात कहना और समस्काना निश्चित रूप से जानते थे। औपचारिक 
शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दृश्य-साधनों का उपयोग होता रहा है । विद्यार्थियों 
को वेढ्यो' का निर्माण करने के नियम सिखाने के लिए ताड़पत्रों' पर खींचे गए रेखां-चित्रों का प्रयोग 
बेदिक पाठशालाओ' में किया ज्ञाता था। ताड़पत्रो' पर लिखी गई कहानी-पुस्तको' में अनेक निद्श-चित्र 
रहते थे। ताइ़पत्रों' पर चित्र बनाने की यह परंपरा दसवी' शताब्दी से प्रारम्भ होकर बहुत समय 
बाद तक भारत में चलती रही । अठारहवी' शताब्दी में ताड़पन्नो' पर लिखित रामायण की एक प्रति. 
उड़ीसा में ग्राप्त हुई है। यह पुस्तक बारह सौ ताड़पत्रो' पर लिखी गईं है और पत्रो' के एक 


आय 


हर 




















3४ अ्क0 


अं ७५००४ 


२०० ८४/2/002 28: %ल्‍ 
८7200 ३७ >त्+& ० १०४ ४५७७००७०००००००/५० 
४४७2 ५८:५० 


५४ भ 
५००१७/२/५७० ० लकी 
५५ 


(4:22: “ 8 


000060९०५+7०७९०० ३०.४८: +३९७परनह&:.. 


०५००७ अ>कलतत0क००१०७० 


'3०१५०३२७४५9५७३:४०६ 
200९%#:,६०:९९ 


उड़ीसा में प्राप्त ताड़पत्रों पर लिखित सचित्र रामायण । ( आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, के सोजन्य से) 


ओर निद्श-चित्र दिए गए हैं। कागज़ पर लिखी जो प्राचीन भारतीय हस्तलिखित पोथियाँ आज 
उपलब्ध हैं. उनमें भी रंग-बिरंगे सुंदर निदश-चित्र दिए गए हैं । चित्रों में प्रयुक्त रंग फूलों, 
पोधो', खनिजो' और काजल जैसी चीजो' से तेयार किए जाते थे । 








। 
| 





क्‍00%७४५०4फश एप) मककपाण३क के ५. 





पश्चिम भारत में मिली सचित्र हस्तलिखित पोथी का एक पृष्ठ । 
(उद्योग में कला का भारतीय संस्थान, कलकत्ता, के सौजन्य से ) 


- उत्कीण चित्र और भित्ति चित्र 


समूचे देश में विखरे हुए श्राचीन भवनों और मन्दिरों में जो मनोहारी उत्कीर्ण चित्र 

मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि तत्कालीन भारंतीय शिक्षक दृश्य-साधनों को कितना 
_महत्त्त देते थे। आचीन भारत के श्रसिद्ध ज्ञानपीठ तक्षशिला के अवशेषों में कुछ ऐसे कक्ष पाए 
गए हैं जिनमें देश की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के निद्शे-चित्र उत्कीण किए गए थे। भारत 
के प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा के अबशेषों में भी ऐसे ही उत्कीर्ण-चित्र मिले हैं । इनमें महात्मा 
बुद्ध की जीवन-गाथा और उनके उपदेशों को चित्रित किया गया है। ग्राचीन भारत में दृश्य-साथनों 
के शैक्षणिक उपयोगों के कुछ विशिष्ट उदाहरण साँची-स्तूप के तोरण-स्तम्मों पर देखे जा सकते हैं । 
इन उत्कीण चित्रो' में अंकित बुद्ध की जीवन-गाथा आज भी यथावत्‌ है। खजुराहो और एलोरा के 

_मन्द्रों के मनोहर उत्कीणे चित्रों में तथा अजन्ता की गुफाओ' के भिक्ति-चित्रो' में भी ऐसे उदाहरण 
देखे जा सकते हैं। मय हा 


हर 


डी डी 





प्राचीन भारत में दृश्य-श्रव्य-साधनों का एक और महत्त्वपूर्ण उदाहरण सातवीं शताब्दी की 
































असिद्ध साहित्यिक कृति 'हष-चरित' में मिलता है । इस रचना में उल्लेख है कि एक बार बाहर... द क्‍ ल्‍ 

से छोट कर नगर में प्रवेश करते समय थानेश्वर-सम्राट हृ८्वद्धेन ने नगर-द्वार के पास लोगो' की. 

| एक टोली को बड़ी रुचि के साथ एक चित्रित वर्ति-लेख देखने में मप्न पाया। दिखानेवाला अपने कप 

ह वाए हाथ में वरति-लेख छटकाए था और दाहिने हाथ की छड़ी से निर्देश करता हुआ चित्रों का. का 

विषय समता रहा था। विषय दर्शकों के लिए महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें उन घोर... 
यातनाओ की चर्चा थी जो जीवन से किए गए दुष्कर्मों के दण्ड खरूप यमराज द्वारा जीव को कह 2 ॥ 

दी जाती हैं। यम सम्बन्धी ये चित्र या 'पट! भारत के विभिन्न भागो' में स्थित गाँवों में कुछ टा 

क्‍ खजुराहो के पाश्वनाथ क्‍ मन्दिर पर महावीर के जन्म और प्रारम्भिक जीवन को प्रस्तुत करनेवाले उत्कीर्ण चित्र।.... मम 
( श्री जे० घोष, उद्योग में कला का भारतीय संस्थान, कलकत्ता, के सौजन्य से ) | 

508 ल्‍ 











हा शी 
0० 


7 कह 35: हा ५ 


अजन्ता की गुफ़ाओं में राजमह 
के एक दृश्य का चित्र । 
( “इण्डिया”, यूनेस्को, के 


) 
00 


| 
) ५ 
| ४ 0 ॥ | 


0 000३४ 
00 शक 
१) १! ४ 
१४. 00४४३ 3 |; 4 


! 





00 





..... कलासपर्वत को उठाता हुआ राब्रण-एलोरा के केलासनाथ मन्दिर के मनोरम उत्कीर्ण चित्र । 
(पर्यटक कार्यालय, भारत सरकार, के सौजन्य से ). 9 ७ न 








५ 

४५3०६ 2४) 

है 
20] 
००.४ | 


0 0 


॥0/(68 
20774! 


आता 














8 
! 
कक, 


॥/ 2. 
' 00 


(0 7 
॥//7॥ 





पु 
/ 


छः 


साँची के तोरणों पर कलाकारों ने 
जातक-क्थाओं की प्रचलित 
घटनाओं को व्याख्यात्मक टिप्प- 
णियों के साथ अंकित किया था। 

इन चित्रों को भारत में 'ग्र फिक! 
कला का पुरोगामी माना जा 
सकता है। 

(उद्योग में कला का भारतीय 
संस्थान, कलकत्ता, के सौजन्य से ) 








ही समय पहले तक बहुत प्रचलित थे । परलोक में मिलनेवाले दण्ड के इन दृश्य के श्रचार का उद्देश्य 
जनता के एक वर्ग पर निस्सन्देह यह प्रभाव डालना था कि सन्मार्ग पर चलक कर जीवन बिताना 
कितन। आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति किस हृद तक हो पाई, यह नहीं कहा जा सकता । 





जीबन में किये दुष्कर्मों' के लिए मृत्यु के बाद स्त्रियों को मिलनेवाले दण्ड दशनिवाला परंपरागत यम-पट । 
रथ पर बेठी महिला अपने शुभ कर्मो' के फलस्वरूप दण्ड-मुक्त रहती है। [ 3।शुत्ोष संग्रहालय, 


कलकत्ता विश्वविद्यालय, के सौजन्य से ] 





जिन तल अनीििनजड: 


 ३। पट! संस्कृत का प्राचीन शब्द है। इसके दो अर्थ होते हैं: (१) सुन्दर बच्र, (२) कपड़े 
पर अंकित चित्र। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग प्रायः द्वसरे अर्थ में किया गया है। 





छ८ी 














के 


यह सही नहीं है कि चित्र प्रदर्शित करनेवाले हमेशा यमलोक के ही चित्र भेकित किया के 
करते थे । रामायण और महाभारत जेसी घामिक कथाओं के चित्र भी उनके पास रहते थे और क्‍ 
गाँवों में खूब छोकप्रिय थे। इस क्षेत्र के कुछ विद्वानों द्वारा किए गए नवीनतम शोधकारयों से यह 











एक विशिष्ट बंगीय व॒ति-चित्र जिसमें रापायुण की एक रोचक कथा चित्रित को गई है। दिखानेवाले ही इसके 
चित्रकार थे और सुगम पारर्व संगीत के साथ सुनिश्चित अनुक्रम में इन चित्रों को दिखाते और समभाते थे। 
[ उद्योग में कन्ना का भारतीय संस्थान, कलकत्ता, के सौजन्य से ] 


सिद्ध होता है कि बंगाल में चित्र-प्रदशोन की एक हृढ़ परंपरा थी। बंगाल के “चित्रकार” अथवा पा 
'पढ़आ? वयमपटों' के साथ अन्य ऐसे पट भी चित्रित करते थे जिनमें 'सिन्धु-वध', 'सीता-हरण' «.. हा 
“रावण-व! जेसी रामायण-कथा की घटनाएँ अंकित की जाती थीं। 'हुआ' श्रायः बंगाल के... 


बिक 


महत्त्वपूण केन्द्रों में साथ क्‍ रहते थे। ढाका ( पूर्वी पाकिस्तान ) शहर का एक भाग आज भी जो | 





हि 


पल॥0९१४)५)॥ 





. कृष्णलीला दिखानेवाले वर्ति-चित्र का एक अंश। [ उद्योग में कला का भारतीय संस्थान, 
द : .. कल्तकत्ता; के सौजन्य से)...  -  . 





'पपदुआटोली' कहा जाता है और कलकत्ते की प्रंसिद्ध पटुआटोछा गली किसी प्राचीन पटुआ बस्ती की 

याद दिलाती है। बंगाल की दो अन्य जातियाँ, 'सूत्रधर' और “कमंकार', भी रामायण 
और महाभारत के कथानक चित्रित करके बंगाल के विश्षिज्ञ भागों में प्रदर्शित किया 
करती थीं । द द 


पुराने जमाने के चित्रकार अपने वत्ति-चित्र सूती कपड़े पर बनाते थे। यों पन्द्रहवीं सदी 

से हाथ से बने कागजू का उपयोग प्रायः होने छगा था। चित्रकला के तकनीकों का विवेचन 
करनेवाले . प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थ “विष्णुधर्मोत्तरम! में कागज पर बने चित्रों का कोई 
उछख नहीं है। ५ ०] कर 
. चित्र-प्रदर्शन की ऐसी प्रथा महाराष्ट्र में भी थी। अधिकांशतः अहसृदनगर जिले में 
रहनेवाला एक कोटा सा समुदायं, जो “चित्रकाठी” नाम से विख्यात था, बंगाल के “चित्रकारों' 
की माँति अपने बनाए चित्रों का प्रदर्शन करके अपनी जीविका कमाता था। इस जाति के लोगों 


. में दृढ़ अनुशासन था जिसके अनुसार प्रत्येक परिवार कम से कम एक चित्र-कुलक रखने के 


लिए बाध्य होता था। चित्रकाठी अपने चित्र-कुछक लेकर देहातो' में घूमते रहते थे और 
द्लिचस्पी रखनेवालो' को अपने चिश्र दिखाते थे। स्त्री, पुरुष और बच्चों के एकत्रित समाज 
को चित्र दिखाते और कथा झुनाते समय सामान्यतः सुगम पाख-संगीत की व्यवस्था भी रहती थी । 

 चित्रकाठियों' के दो प्रिय उपाख्यान थे *नल-दुमयन्ती' और “बश्रवाहन” । ग्रामीण क्षेत्रों के अशिक्षित 

लोगो' के बीच चित्रकाठियो के ये चित्र प्रायः जनप्रिय होते थे ; ऐसे दशकों के लिए दृश्य साधनों 
. का महत्त्व अधिक था। आज महराष्ट्र में ये चित्रकाटी बहुत कम मिलते हैँ क्‍योंकि अच्छी 
कमाई के लिए उन्होंने अपना पेशा बदल दिया है ; किन्तु जो चित्र उन्होंने बनाए हैं, देश की 
कला-पंरपरा में उन्हें स्बेदा स्थान दिया जाएगा। 


.. कठपुतलिया 


कठपुतली-कला प्राचीन भारत के झ्रामीण समाज में बहुत लोकप्रिय थी। अनेक प्राचीन. 
- भारतीय अन्थो' मे पुतलियों के प्रयोग की चर्चा हे जिन्हें 'पंचालिका' कहा जाता था। छुड़ियों' 
और तारो' के सहारे संचालित की जानेबाली दीर्घाकार कठपुतलियो' के खेल पुराने जुमाने में गाँवो' 
में खूब प्रचलित थे । इन पुतलियो' को आकर्षक पोशाकें और गहने पहनाए जाते थे। मेलो' में. 
और महत्त्वपूणं अवसरो' पर धनी लोगो' के घरो' मे प्रायः इनके खेल दिखाए जाते थे । सामान्यतः 
ये खेल रामायण और महाभारत पर आधारित होते थे। थिएटर और सिनेमा के प्रचलन से 


खा मा, 











हे परंपरागत राजस्थानी कठपुतलियाँ । 
. .. [उद्योग में कला का भारतीय संस्थान, कलकत्ता, के सौजन्य से]. 








कठपुतलियो' का प्रयोग यद्यपि भारत में अब बहुत कम हो गया है, फिरसी बंगारू और राजस्थान 


में विशिष्ट अवसरो' पर आज भी कठपुतलियों के खाँग आयोजित किए जाते हैं। पिछली शताब्दी 
के अन्त तक इन राज्यो' के बहुतेरे परिवार कठपुतलियों' के खाँगो' से ही अपनी जीविका अजित 
करते थे। राजस्थान के अनेक बृद्ध आज भी उन 'पुतलीवालों' की याद किया करते हैं जो 
अपने सिर पर पुतलियो के संदूक रखे द्वार-द्वार पूछा करते थे कि कठपुतलियों का खाँग कोई 
देखेगा ! उनके खेंल प्रायः माखाड़ के इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओ' पर आधारित होते थे । 
इस अथ में वे दक्षिण भारत और बंगाल की धार्मिक कथाओं पर आधारित खेलो' से भिन्न होते 
थे। लेकिन आज राजस्थान या बंगाल में 'पुतलीवाले' या 'पुतुलनाचवाले' मुश्किक से दिखाई 


केक 


। उनकी कछा अब उन्हें रोटी नहीं दे पाती । है 


रत 


प्राचीन भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा का एक दूसरा प्रकार था छाया-नाटक । गाय या भैंस न्‍ 
के उत्तर्मा चमड़े को खुराव कर उसे पारभासी बना लिया जाता था और पतली पुतलिओं के आकारों 
(कटआउट) के सहारे यह नाटक दिखाया जाता था। पुराकाल में देवियो' और देवताओ' की पुतलियाँ 
केवल हरिन के चमड़े से ही बनाई जाती थीं क्योंकि हिन्दू धर्म के अनुसार हरिन का-चमड़ा पवित्र 
होता है । कुछ समय बाद “गोदौवरी तीरवासी' टोलियो' ने गाय या मैंस के चमड़े का प्रयोग 
प्रारम्म कर दिया। पारभासी पुतलियो' का प्रयोग पोशाकों और गहनो' के विभिन्न रंगो' का 
मेल मिलाने के लिए किया जाता था। जो पुतलियाँ प्रायः पवित्र मानी जाती थीं उन्हें हर पीढ़ी 
अगली पीढ़ी को सौंप जाती थी । ० 


क्ाया-नाटक का उद्भव महाराष्ट्र में हुआ था। बाद मेँ इसका प्रचार वस्तुतः समूचे 
दक्षिण-मारत में हों गया । आश्ख और केरल में यह विशेष रूप से जनग्रिय रहा । नाटक गआयः. 
धामिक कथाओं पर आधारित होते थे और मधुर पार्ख-संगीत धथा सूतन्नधारों को कौहाल एवं 
. से हुए खरो' के कारण बहुत ही आनन्ददायक होते थे । छाया-पुतलियो का प्रयोग समाचार-ब्ृत्त 
सुनाने के लिए भी किया जाता था क्योंकि उन दिनो समाचारपत्रों या पत्रिकाओं जेसी कोई 
चीज नहीं थी। हमारे लिए यह सच॑मुच आश्चर्य की बात है कि दुक्षिण-भारत के पूर्वीतट से 
बाली और जावा तक पहुँचे ऐसे छाया-नाटक का ग्रयोग हिन्देशिया में' भशिक्षित ग्रामीणों' को संसार 
की महत्त्वपूणं घटनाओ' की साँकी दिखाने के लिए आज भी किया जाता है । एक मनोर॑जक उदाहरण 
छीजिए : दूसरे विश्वयुद्ध के बाद हुईं समस्त एशियाई राष्ट्रो' के नेताओ' की बेठक--बांढुग सम्मेलन--- 
की भाँकी हिन्देशिया के सुदूर गाँवो' में! 'बयंग” (छाया-पुतली का हिन्देशियाई नाम) द्वारा 
ग्रामीणों को दिखाई गईं थी । द क्‍ 


क्र 


प्‌ डे रे 





केरल में' और मद्रास राज्य के गोदाबरी और तंजावुर ज़िलो' में कुछ डुलंभ अवसरो' को 
छोड़ कर दक्षिण भारत के गाँवो' में' छाया-नाटक अब बहुत कम आयोजित होते हैं । 





ये 

. 

' 

[ 

मु है, 
|] ः ; 
है है 0) 
[ हा! 
| 

हे 

| 

; 

| 

5 


रच 4 न - ५५ + जाई | गं 
ये 'बयंग”' और इनकी छायाएं काटकर बनाई जानेवाली परंपरागत भारतीय पृतलियों का ' 
आभास देती हैं ।* [ आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, के सौजन्य से ] 


पश्चिम की प्रारम्भिक शिक्षा में दृश्य-साधन 

पश्चिमी देशो के महान शिक्षकों--एराज़्मस, कॉमीनियस, रूसो, पेस्टलॉज़ी और फोएबल 
ने छोटे, बच्चो' की शिक्षा में! दृस्य-साथनो' की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। एराज़्मस 
(१४६६-१५३६) बच्चो' की पढ़ाई में रटाने की पद्धति के विरोधी थे और ज़ोर देते थे कि बच्चों 
. को कहानियों, चित्रो' और खेलो' के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। पोलैण्ड के एक पादरी और 
अध्यापक जोहान ऐमॉस कॉमीनियस ने पहले-पहल एक सचित्र पाठय-पुर्ूक तैयार की जिसका 
नाम था “ऑबिस सेन्सूलियम पिक्टस! (इन्द्रियगग्य वस्तु-जगत--जो सामान्यतः 'ऑबिस पिक्टस 


प्‌ है 

















नाम से विख्यात है )। पुस्तक में लगभग डेढ़ सो चित्र हैं और प्रत्येक चित्र एक पाठ का विषय है । 
अधिकांश विषय देनिक जीवन के व्यवद्ारिक पहलओं से सम्बन्धित हैं, जेसे बागवानी , रोटी 
बनाना, आदि । पुस्तक की भूमिका में, जो तीन सो वर्षों से भी पहले लिखी गई थी, ऐसे 


अनेक वक्तव्य हैं जो दृश्य-शिक्षण की आधुनिक पद्धतियो' का आधार बन सकते हैं । 


(१) “इस पुस्तक को बच्चो के हाथो में दीजिए ; इसके चित्रो' को देख-देख कर वे पुलकित 
हों, इनके साथ, जितना हो सके, अपना परिचय बढ़ाएँ। यह काम बच्चो को स्कूल भेजने से 
पहले घर पर ही होना चाहिए । 


हर 


(२) “फिर (विशेषकर स्कूल में) इन चित्रों की जब-तब जाँच-परख होने दीजिए 
किसी चित्र में बनी कोई चीज़ क्या है १--उसका नाम क्या है :--ताकि बच्चो के सामने के चित्र में 
ऐसी कोई चीज़ न रह जाए जिसका नाम उन्हें न मालूम हो और ऐसी भी कोई चीज़ न रह. 
जाए जिसका नाम उन्हें मालूम हो पर जिसे चित्र में वे दिखा न सकें।” द 


(३) “और जिन चीज़ो' के नाम बताए जाएँ वे चीज़ें बच्चों को चित्र में ही नहीं बल्कि 
वास्तविक रूप में भी दिखाई जाए: उदाहरण के लिए, शरीर के अंग, कपड़े, पुस्तके, मकान, 
उपकरण, आदि । 


कं 
4 


. (४) “जो बस्तुएँ दुर्लभ हो' और आसानी न मिले हर बढ़े स्कूल में उन्हें 
रखना चाहिए, ताकि जब भी उनसे सम्बन्धित कोई शब्द विद्याथियों को बताना हो तब तो वे 
चीज़ें उन्हें दिखाई जा सके। इस श्रकार ऐसे स्कूल इन्द्रियगम्य प्रत्यक्ष पदार्थों के स्कूल बन 


जायेंगे जो बौद्धिक विद्यालय के प्रवेश-द्वार होंगे ।” 


न. की 


बक 


यद्यपि कॉमीनियस ने छोटे बच्चों' की शिक्षा में चित्रो' के महत्त्व पर ज़ोर दिया था, 
उन्होंने शिक्षा को मात्र चित्रात्मक बना देने के विरुद्ध चेतावननी भी दी थी। बच्चो को यह बोध 
तो होना हीं चाहिए कि चित्र वॉस्तविक पदार्थों के प्रतीक मात्र हैं। उनका सुझाव था कि 
स्कूलों में चित्रो' ओर अन्य साधनों के माध्यम से बच्चो' को ऐसे अनुभव सुलूम होने चाहिए जो 


प्रायः घरो' में उन्हें नहीं मिलते । 
जीन जेक्स रूसो (१७१२-१७७८) अपने समय की शाब्दिकतां--बिना सममभे हुए शब्दों 
की रटन्त--के प्रबल विरोधी थे । उन्होंने कहा था : “प्रचलित पद्धति से उल्टा मार्ग अपनाओ तो 
प्रायः सदा ही सही राह पर होगे ।” या द 


प्रा 





जोहॉन हेनरिख पेस्टलॉजी (१७०६-१८२७) ने रूसो की सम्मति का ही अनुगमन 'किया। 
उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया कि शिक्षण कार्य इन्द्रिय-बोध पर आधारित होना 
चाहिए। गणित जीवन की वासस्‍्तविकताओं के साथ सम्बन्धित होनी चाहिए । प्रत्येक जीवन-व्यापार 
में प्रकृति के सामान्य पदार्थों' के ग्रज्ञापूर्ण प्रेक्षण पर भी पेस्टलॉज़ी-ने ज़ोर दिया था । 


ऊपर के विवरण से यह तर्कसंगत निष्कष निकलता है कि यद्यपि पिछले ज़माने में पश्चिमी 
देशों में वेज्ञानिक दृश्य-श्रव्य साधन नहीं थे, फिर भी उन दिनों के शिक्षक चित्रों, पदार्थों' अथवा अन्य 
सरल दृश्य-साथनों के पक्ष में अवश्य थे। 





| 
| 
। 


ह ज्ञानाजन में दृश्य-श्रव्य साधनों 


का योगदान 





हृश्य-श्रव्य साधन बच्चों को इस आधुनिक युग में जीवन-यापन के लिए शिक्षित 
करते हैं द द द 


पुराने ज़माने में जीवन बहुत सरल था । उस समय प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बच्चे 
बहुत कुछ सीख लेते थे। कताई, बुनाई और खेती का उन्हें प्रत्यक्ष भनुभव होता था । किन्तु 
विज्ञान के विकास से अब हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया'है। आधुनिक समाज अत्यन्त 
जटिल है ; आज स्कूलों में जीवन यापन के लिए बच्चों को शिक्षित करने का काम उन विविध 
द्श्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग करके ही किया जा सकता है जो विज्ञान ने प्रस्तुत किए हैं । ये 
साधन वास्तव में आज हमारे देनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण हैं। “नईं-नई पत्रिकाएँ, तझुते पर लगे 
पोस्टर, सिनेमा की फिल्में--सब में सूचना या जानकारी देने के लिए, विचार व्यक्त करने के 
लिए अथवा भावना जगाने के लिए चित्रों का ही उपयोग किया जाता है। हमारे साक्षियों का 
यही अमिमत रहा कि यदि इस आधुनिक युग में स्कूल में और उसके बाहर अपनी भूमिका अदा 
करने के लिए बच्चों को शिक्षा में हमने दृश्य-साथघनों का अधिकाधथिक और प्रभावपूण उपयोग न 
किया तो बड़ी खेंदजनक बात होगी। हृश्य-साधन आकर्बक होते हैं। वे स्कूछों को उपकरण-युक्त 
ही नहीं अधिक आजन्ददायक केन्द्र बना सकते हैं ; हमारे बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहायता के सकते हैं : 
उनमें अभिरुचि उत्पन्न कर सकते हैं ; सुदहचि जगा सकते हैं और उनकी कल्पना को उवर बना 
सकते हैं” ।३ 


333---न3>-.33....8..६९-९-...६२६०००७०००००००--- 


५५ ह, ४१. 4५ हा ट्ः रत 
*3-स्काटलण्ड की शिक्षा परामशक़ात्री परिषद्‌ की एक रिपोट--१६४८। 





बच्चे में अभिरुचि उत्पन्न करके दृश्य-श्रव्य साधन उसे ज्ञानाजन के लिए 
प्ररित करते हैं द 


इस शताब्दी में होनेवाले सर्वाधिक महत्त्वपृण परिवतंनों में से एक यह है कि-बच्चे को 
ज्ञान ग्राप्त करना चाहिए-इसे महत्त्व देने के बदले बच्चे का ही अध्ययन करने पर अधिकाधिक ज़ोर 
दिया जा रहा है। कुछ दशक पहले किसी भी विषय 
विचार किया जाता था ; इस दृष्टि से नही कि वह विषय बच्चे को अच्छा रूगता है या नही । 
उस समय ज्ञानार्जन एक कठिन काम था । किन्तु अब शिक्षा-पद्धति में बहुत परिवर्तन हो गया है । 
अब बच्चे की ज्ञानाजन-सक्रियता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हम जानते हैं कि सफल 
ज्ञानाजेन . आज बहुत कुछ इस 'बात पर निर्भर है कि बच्चे के मन में सीखने की प्रबल प्रेरणा हो 
और उसे प्राप्त होनेवाले अनुभव उसके लिए सार्थक और प्रयोजनशील बनाए जाएँ । 


के 


व्यापन पर वयस्कों की दृष्टि से 


दृश्य-श्रव्य साधन बच्चे में अभिरुचि उत्पन्न करके उसे ज्ञानाजन के लिए प्रेरित करते हैं । 


पहली बात यह है कि ये साधन बच्चों के लिए नई चीज़ होते हैं। स्कूल के सामान्य 
कार्यककाप--पढ़ना, लिखना; सुनना आदि से हटाकर उन्हें एक परिवर्तन की सुखद अलुभूति देते हैं । 
साधनों की नवीनता उन विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बना देती है । « 


27% 


दूसरी बात यह है कि ये साधन कक्षा के वातावरण में परिवतेन कर देते हैं। जब कोई 
फिल्मपट्टी दिखाई जाती है तब बन्च्चे उसी प्रकार मुक्त हो कर हँसते, बातें करते ओर प्रश्न 


पूछते हैं जिस प्रकार कक्षा के बाहर। अध्यापक का भाव अत्यक्िक मैत्रीपू्ण होता है । यह 
सुखद और खाभाविक वातावरण ज्ञानाजन में बहुत सहायक होता है । 


तीसरी बात यह है कि दृश्य-श्रव्य साधन सरलता से समझ में आ जाते हें । भाषण द्वारा 
किसी वस्तु का विवरण-वर्णन समभने के बदले बच्चों को इन साथनों में अधिक रुचि रहती है। 
. भाषणों में रुचि तभी होती है जब उनमें समझने की क्षमता विकसित हो चुकी हो, भाषा का ज्ञान 
.. हो और सम्बन्धित विषय में वे पहिले भी कुछ ज्ञान अजित कर चके हों । 


चौथी बात यह है कि अधिकांश हृश्य-श्रव्य साधन”बच्चों को कुछ-न-कुछ करने का अवसर 
. देते हैं। किसी मॉडेल को छुने, किसी बटन को दबाने अथवा किसी क्रेंक को छुमाने का अवसर 
..सिलने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं और इसका उन पर आकर्षक प्रभाव पड़ता है । 

ए्य-श्रव्य साधन बच्चे के अनुभव को साथंक बनाते हैं 

दृश्य-भ्रव्य साधन बच्चे के अनुभव को सार्थक बनाते हैं। “हस्य-श्रव्य वस्तुएँ प्रत्ययात्मक 





का 


. चिंतन के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करती हैं, इसी कारण सार्थक संकल्पनाओं तथा सार्थक 


रिआ. 


विचार-साहचय से वे शब्दों को सम्पन्न बनाती हैं। शाब्दिकता की बीमारी की वे सर्वोत्तम 
उपलब्ध औषधि हैं ।/४ कुछ स्थितियों में तो श्ञाब्दिकता बिल्कुल असहाय और असमर्थ हो 
जाती है। उस अध्यापक की स्थिति की कल्पना कीजिए जो अपने विद्यार्थियों को शब्दों के सहारे 
एक ऐसे जानवर का रूप-बोध कराने का उपक्रम कर रहा हो जिसे बच्चों ने कभी देखा ही न हो। 
वह जानवार की डँचाई, उसके रंग, सिर, पेर, कान तथा उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन 
करता है, लेकिन एक भी बच्चा उस जानवार के रूपाकार की ठीक-ठीक अवधारणा नहीं कर पाता। 
; किन्तु यदि उस जानवार को बच्चे प्रत्यक्ष देख ले तो वे उसकी कितनी सही अवधारणा कर सकते हैं ? 
इससे यह निष्कष निकलता है कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही सम्पूर्ण अभावशील ज्ञानाजन का. आधार 
होती है। “सम्पूर्ण शिक्षा की ठोस नींव है व्यापक परिपूर्ण भनुभूति । देखकर, काम लेकर, 
चखकर, स्पश करके, सँघकर और महसूस करके ग्राप्त किया गया प्रयोजनशील अनुमव ही वह 
नींव है। ऐसा अनुभव जीवन की व्यापक अविकल प्रतिकृति होता है ।”* 


बस्तुतः प्रत्यक्ष अनुभव ही सम्पूर्ण कारगर ज्ञानाजन का आधार है, फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त करने के अवसर बहुत सीमिद्व हैं ( आज की अपेक्षा उनकी संख्या आगे अधिक हो सकती है )। 
कभी-कभी कोई वास्तविक पदा्थ अत्यधिक जटिल, दीर्घाकार, लघु, तीव्रगामी या मन्द्गति हो सकता 
है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अशुभव के बहले किसी मॉडेल, फिल्म या फिल्मपट्टी की सहायता 
से कही' अधिक सरलता से ज्ञानाजन हो सकता है। दूर तक फेली किसी .फ़ेक्टरी के विभिन्न 
विभागों और अमुभागों को जाकर देखने के बदले फ़ेक्टरी का मॉडेल अध्ययन की दृष्टि से प्रायः 
अधिक उपयोगी और सहायक होता है । महत्त्वपूर्ण बातों को या मौलिक यंत्र-रचना को समभाने 
या उस पर ज़ोबू देने के लिए हम प्रायः ऐसे मॉडेलों का प्रयोग करते हैं जिनमें विद्याथियों का 
' ध्यान दूसरी ओर खोचनेवाले विवरण नहीं होते। 


जो चीज़ें बहुत दूर हैं अथवा आसानी से ग्राप्त नही की जा सकती उनका प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त कर सकना हमेशा सम्भव नहीं होता । अधिकांश लोगों के लिए यह सरल नहीं' है द कि कश्मीर 
की यात्रा करें और वहाँ जाकर देखें कि सेव केसे पेदा किए जाते हैं तथा भेलम नदी पर नावों में. 
पर्यटक किस तरह रहते हैं । लेकिन कझ्मीर की फिलमी-सेर तो सभी लोग बिना किसी- कठिनाई 
के कर सकते हैं। हमारे देश की अनेक सफल प्रयोजनाएं इतनी दूर-दूर हैं कि बहुतेरे लोग 
वहाँ जा नहीं संकते। इन प्रयोजनाओं के विकास को और उनके परिणामों को बताने-समभाने 


-ई० डल--ऑडियो-बविज़_ अल मेथड्स इन टीचिग! 
-ई० डल--“ऑडियो-विज़ू अल एड्स इन टीचिग! । 


जद 





के सर्वोत्तम उपाय दृश्य-श्रव्य साधन ही हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने के मार्ग का प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त करना हमारे लिए प्रायः असम्भव है, पर ब्रिटेन के प्रसिद्ध सूचना-चित्र 'कान्क्‍वेस्ट 
आफ़ एबरेस्ट' से हमें उस मार्ग की स्पष्ट धारणा सरलता से हो सकती है जिसे तेनसिंह ओर 
उसके साथियों ने हिमालय के उच्चतम शिखर पर पहुँचने के लिए अपनाया था। ः 


. हृत्य-श्रव्य साधन न केवल उन चीज़ों को देखने में हमारी सहायता करते हैं जो हमसे 
दृर स्थित हैं बत्कि उन चीज़ों को देखने में भी सहायता करते हैं जो समय की दृष्टि से भी हमसे 
दूर हैं। अतीत की घटनावली के बारे में हम निस्संदेह उसी तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह 
आज की । ऐसे लोग हैं जिन्होते व्यापक और द विवेकपूण अध्ययन के फलखरूप हछिवाजी, राजा 
राममोहन राय अथवा अब्राहम लिंकन के युग के सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आज 
कितने विद्याथियों से अतीत का ऐसा अध्ययन करने की आशा की जा सकती है १ हृश्य-श्रव्य साथनों 
की सहायता से अतीत के पुनर्निर्माण की जैसी स्पष्ट अवधारणा सम्भव है वेसी क्‍या पुस्तकों के 
अध्ययन से प्राप्त होगी / जिन विद्यार्थियों ने राममोहन राय अथवा लिंकन के सम्बन्ध में अध्ययन 
किया हो उन्हें राजा राममोहन राय!* अथवा “एब लिंकन इन इलिनॉएस'* नामक फिल्में देखने 
दीजिए, और फिर उनसे यह प्रश्न पूछिए । उनका उत्तर चाहे जो हो, एक बात स्पष्ट है, जेसा 
पहले कहा जा चुका है, फिल्‍मी पुननिर्माण कभी भी अध्ययन का एकमात्र साधन नहीं हो सकता । 
एडगर डेल ने हमें इसीलिए सचेत किया है कि “हस्य-श्रव्य साधनों, से ज्ञानाजन के अभिन्न अंग के. 
रूप में पठन-पाठन का उपयोग तौ सर्वदा किया ही जाना चाहिए” द 


विस्मरण की सात्रा घटाने और प्राप्त ज्ञान का स्थायिख बढ़ाने में दृश्य-श्रव्य साधनों से सहायता 
मिलती है । अनुभवों को आनन्दप्रद और साथंक बनाने की जो क्षमता इन साधनों में है उसी से ये 
दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। यदि किसी प्रकरण में हमें एक बार रुचि उत्पन्न हो जीए जौर हम उसे 
समम्त पाएँ तो उसे हृदयंगम “करने, उसे याद रखने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। प्रेसी 
का कहना है कि “यदि अन्य सारी बातें समान हों तो जिस अनुपात में कोई विषय हमारे लिए सार्थक 
होगा उसी अनुपात में वह हमें स्मरण रहेगा ।” | 


६। सन्‌ १६६६ की पुरस्कृत फिल्‍म 

७। यू० एस० आई० एस० की एक फिल्म 

८। ई० डल-“ऑडियो विज _अल मेथड्स इन टीचिंग! 

६। एस० एल० प्रेसी- 'साइकालोजो ऐंड दि न्यू एजुकेशन! 

का (० डेल द्वारा उद्धृत) 


॥ 


पी आपकी आर मर बट लि >सिकिशबीद कट दे 2232 2 ० 


- -ख 





टश्य-अ्रव्य साधनों का 
उपयुक्त चयन ओर प्रयोग 


साधनों का उपयुक्त चुनाव 


दृश्य-श्रव्य साधनों की प्रभावकारिता उनके ठीक-ठीक चयन और प्रयोग पर निर्भर हैं। 
इन साधनों का चयन करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए । 


हु] 


१। साधन अध्ययन के प्रकरण से सम्बन्धित होना चाहिए 


पाठों से सम्बन्धित कुछ साधन--फिल्में, फिल्मपट्टियाँ, चित्र, चाटे--बहुत अच्छे हो सकते 
हैं। हो सकता"है कि उनसे आपके विशिष्ट उद्देश्यों की पूति न हो। अध्ययन के प्रकरण का 
हमेशा ध्यान रखे। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य-विज्ञान संबंन्धी किप्ती पाठ को पढ़ाने में अध्यापक 
का उद्देश्य यदि उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्याथियों को कुछ ज्ञान कराना हो जिनमें मच्छर अण्डे 
देते और पेदा होते हैं, और यदि वह मच्छरों को नष्ट करने के कारगर तरीके भी विद्यार्थियों को 
सममाना चाहता. हो तो वह *द मस्किटों' नाम की नई और प्रसिद्ध फिल्म दिखाने के लिए 
चुनता है ; लेकिन फिर भी उसका पाठ असफल रह जाता हैं। पाठ के प्रकरण के सम्बन्ध [में 
सार्थक जानकारी देने के .बदले उस फिल्‍म में कुछ और ही हैं; उसमें मच्छर का 
जीवन-बत्त तथा मानव रक्त पर उसके विष के प्रभाव का ही विवेचन है। किसी साधन 


की विशेषता अथवा उसके निर्माता की ख्याति जेसी भी हो, हमें इस बात को निश्चित 
रूप से जानना चाहिए कि बच्चे जिस प्रकरण को सीखनेवाले हों उसके [सीखने समझने में 


* ६] 





बह साधन कितना सार्थक है । हमें पूर्ण भाख़स्त हो जाना चाहिए कि कोई फिल्म, फिल्मपट्टी, चित्र या 
मॉडेल सम्बन्धित प्रकरण के सिखाने-समम्ाने में वस्तुतः पूर्ण अभावी साधन है । 


/१७, 


२। साधन द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत होना चाहिए 


दि 


हो सकता है कि साधन प्रकरण से ही सम्बन्धित हो, फिर भी उससे 
विद्यार्थियों को सही-सही विचार न मिले। सुन्दरबन के सम्बन्ध में कोई फिल्‍म 
देख कर किसी कक्षा के विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकाछठ सकते हैं. कि वह 
क्षेत्र जंगलों और नदियों से भरा है, उसमें चीतों और जंगली पक्षियो' की भरमार है और 
मनुष्य के नाते कुछ मछुए और लकड़ी काटनेवाले ही वहां रहते हैं। अन्य अधिकांश फिल्म- 
निर्माताओं की मईँति इस फिल्‍म के निर्माता ने सुन्दर, असामान्य और रोचक हश्यों को चुन 
लिया है किन्तु इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण भाग को छोड़ दिया है भले ही वह अधिक रोचक 
नहीं है। यह भाग है उन गाँवो' का जो इस क्षेत्र की उस भूमि पर बसाए. गए हैं जो कृषि योग्य 
बनाई गईं है। इन गाँवों में हज़ारों परिवार रहते हैं जो अपने क०र परिश्रम से कलकत्ता आने वाले 
धान का बहत बड़ा अंश वहां उपजाते हैं । जिन दृश्य-साधनों में पूरी-पूरी बात न बताई गई हो उनका 
उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है ताकि उन्हें देखे कर अ्रामक सामान्यीकरण 
न किए जाएँ। द 


फिर, कुछ दृश्य-श्रव्य साधनों में संबंधित विषय के सभी पहलुओं का विवेचन मिल सकता है पर 
पुराने हो जाने के कारण वे शिक्षण-क्षेत्र में अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । देश की स्वाधीनता के 
पहले 'लायलपुर फ्रूट प्रॉडक्ट्स लेबोरेटरी' द्वारा फछ-संरक्षण के सम्बन्ध में एक फिल्म तेयार की गई 
थी । उसे देखना-द्खाना आज कोन पसन्द करेगा १ जब फिल्म द बनी थी तत्र से आज तक फल-संरक्षण क्‍ 
की तकनीक और उत्पादन के उपकरण में काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। सन १९४८ में दिल्ली के सम्बन्ध 
में बनी एक फिव्मपट्टी कश्षाओं में प्रयोग की दृष्टि से आज प्रायः निरथक हो गई है । अध्ययन के कुछ 
क्षेत्रों में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं और इसलिए उनके सम्बन्ध में अद्यतन साधनों का चुनाव 
* करने में सावधानी से काम लेना चाहिए । हा  * द 


३) साधन विद्यार्थियों के अनुभव और उनकी समझ के उपयुक्त होने चाहिए 


 साथनों का चयन करते समय अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे 
बच्चों के अलुभव और उनकी समर के अनुकूल हों । बच्चों के औसत स्तर के अनुकूल न होने 
पर वे कमी भी सहायक न हो सकेगे। हो सकता है कि कोई फिल्मपट्टी उत्तम हो, पर वह 


९ 


७... &--«७+ -नननननाननननीनननीयपिरकाथ५अक3३.4333«3७.-3.५०५--..»..-4. 


. छोटी कक्षा के लिए अत्यधिक कठिन हो सकती है। ब्रे की फिल्‍म 'टाइड्स ऐण्ड दि मून 


के... 


( ज्वार-साटठा और चन्द्रमा ) भूगोल के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही साधारण 
रे के च् ९5 4 ४ कप / क..$ ऐ#.] (. 

. और सरल हो सकती हैं, यद्यपि हाईस्कूल की उच्च कक्षा के विद्या्थियों के लिए वह बहुत 
ही विक्षाप्रद हे। 


यह भी समझ लेना चाहिए कि किसी साधन की उपयुक्तता सदेव उस साधन पर ही निर्भर 
नही रहती। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य-विज्ञान सम्बन्धी कोई प्रकरण किसी फिल्मपट्टी की सहायता 


से समझ में न आ सके ; किन्‍्त जब एक दसरे साधन-मॉडेल-का प्रयोग किया जाता है तो वही 
प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जंसा डेल ने कहा है, “वुस्तुतः प्रश्न यह नहीं हैँ कि कोई 


विशिष्ट सामी प्रयोग में छाई जाने पर पर्याप्त अथवा उपयुक्त सिद्ध होती है या नहीं, बल्कि 
. यह कि एक सुनियोजित अध्ययन के अंग के रूप में वह उपयोगी है यथा नहों! ।?/० 


४। प्रयुक्त साधन विद्यार्थी के परिवेश के लिए अपरिचित न होने चाहिए 


द उदाहरण के लिए, कोई अध्यापक सफाई सम्बन्धी पाठ पढ़ाने के लिए एक अत्यत्तम विदेशी 
फिल्म चुनता हे जिसमें विषय का पूद्दा पूरा दिग्द्शन कराया गया है। निरापद्‌ जल की व्यवस्था - 


की. आवश्यकता, भोजन और दूध की सुरक्षा तथा कूढ़ा करकट को बहाने और लोगों तथा स्थानों 
को स्वच्छु रखने की आवश्यकता आदि के बारे मे वांछनीय बाते स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। 


किन्तु यह होते हुए भी हो सकता है कि पाठ बहुत सफल न हो, क्योंकि- फिल्म में ऐसी 
ट्व्यावली और ऐसी तकनीके प्रस्तुत की गयी हैं जो छात्रों के परिवेश के लिए बिल्कुल - 


अपरिचित हैं। 


.£४। साधन अच्छी हालत में होने चाहिए 


हु 


््, 


दृश्य-श्रव्य साथनों के चयन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात॑ है उनकी वस्तुगत स्थिति | फिल्में, 


फिल्मपट्टियाँ, चित्र, चार्ट, नक्हो, मॉडेल आदि जब नये होते हैं तब सामान्यतः उनकी स्थिति. 
सनन्‍्तोषजनक होती है; किन्तु यदि उनके प्रयोग और परिरक्षण में पर्याप्त सावधानी न बरती गईतो 
कुछ पुराने पड़ते ही उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनका ग्रयोग करने में जो समय और 
श्रम लगता ह वह व्यथे जाता हैं ; भ्े ही वे साधन स्वयं बहुत मूल्यवान हों। शिक्षण में सहायता 


पहुँचाने के उद्देश्य से दृह्य-श्रव्य साधनों का हम जब भी चयन करें, हमें देख लेना चाहिए कि वे ठीक 


सा] 





१०। ई० डल--ऑडियो-विज़_ अल मेथडस इन लर्निंग! 


ड्न्रे 








हालत में हैं. कि नहीं । यदि किसी फिल्म का साउंड-ट्रोक टूट गया है तो उसे चुनना बेकार हे। 
जो चित्र हम बच्चों को दिखाएँ वे स्पष्ट और तेज़ रंगों में होने चाहिए। टूटे हुए मॉडेलों, 
फटे हुए नक॒शों, चिटकी हुई सलाइडों और बहुत पुराने चारों की आधी उपयोगिता समाप्त हो जाती है । 


था 


६ । शिक्षणात्मक टिप्पणी से युक्त साधन को प्राथमिकता देनी चाहिए 


हाल ही में बनी अनेक फिल्मों, फिल्मपटष्टियों ओर स्लाइडों के साथ शिक्षणात्मक टिप्पणियाँ 
क्‍ दी जाती हैं। टिप्पणियाँ बहुत ह्वी उपयोगी हैँ। अध्यापकों के लिए यह सम्भव नहीं 
है कि कक्षा में प्रयोग में लाई जानेवाली सभी फिल्‍मों और फिल्मपट्टियों को वे पहले से ही देख 
रखे ; पर उनकी पविषयवस्तु को जानने समझने के लिए इन टिप्पणियों को वे अवश्य पढ़ सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय हे कि दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान ने ऐसी 
फिल्मों पर टिप्पणियाँ तयार करने का काम अपने हाथ में लिया है जिनका उपयोग कक्षाओं में 
किया जा सकता है। भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ की दूसरी बेठक के कार्यवत्त 
में लिखा हैं कि आयात की गई फिल्‍मों के ठीक-टीक उपयीग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह 
प्रस्ताव किया जाता है कि केन्द्रीय फिल्‍म पुस्तकालय सम्बन्धित फिल्‍मों के बारे में ऐसे ब्रत्त-विवरण 
और ऐसी टिप्पणियाँ तैयार करने का दायित्त्व स्वयं स्वीकार करे जिनमें उनका ठीक-ठीक 
उपयोग संमझाया गया हो, अनुवर्ती कार्य-कलापों का निर्देश किया गया हो और फिल्‍म के साथ 
समाकलित की जा सकनेवाली अन्य सामग्री का भी निर्देश हो। यह विवरण और टिप्पणियाँ क्‍ 


३ 


पुस्तिका के रूप मेँ प्रकाशित की जा सकती हैं. और उसकी प्रतियाँ पुस्तकालय के सदस्यों द्वारा 
किसी फिल्म की माँग होने पर उन्हें दी जा सकती हैं। सदस्य-संस्थाएँ इन पुस्तिकाओं को 
अपनी सन्द्र्भ-मिसिल में सुरक्षित रख सकती हैं ।” फिल्मपट्टियों और स्लाईडों पर वर्णनात्मक 


टिप्पणियाँ तैयार करने का काम संस्थान ने प्रारम्भ कर दिया हैं 
७। अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग न किया जाना चाहिए 
आजकल कई प्रकार के द्व्य-श्रव्य साबन उपलब्ध है, इसलिए यह सम्भावना हैं कि कुछ 

 अभिक उत्साही अध्यापक, अनेक साधनों का अनावश्यक प्रयोग करे। उदाहरण के लिए, यंदि 
गई अध्यापक किसी विशेष कारण के बिना कोको के पेड़ और फलियाँ दिखानेवाली फिल्म का प्रद्शन 
करने के बाद इन पेड़ों और फलियों के चित्र भी विद्यार्थियों को दिखाता है तो अपना और अपने 
विद्यार्थियों का समय नष्ट करता है। 
८। सहज साधनों की प्राथमिकता होनी चाहिए जब कि वेज्ञानिक साधन 

हमार देश में सहज लभ्य नहीं द 


हृश्य-श्रव्य साधनों के चयन में ऐक और महत्त्वपूणं बात हे। पहले कहा जा चुका हे 


डक 
छ्र्‌ 








कि अपेक्षाकृत सरल और साधारण साथनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। फिल्‍म एक 
अत्युत्तम साधन हे, न्तु जहाँ चार्टों, मॉडेलों अथवा अचल चित्रों के प्रयोग से सामान्यतः उत्तम 
परिणाम उपलब्ध हो सकते हों, वहाँ फिल्म जेसे खर्चीले साधन के प्रदर्शन में समय नष्ट करना 
ठीक नहीं होगा। किन्तु जहाँ तुलनात्मक दृष्टि से फिल्‍म बहुत प्रभावपृर्ण साधन जान पढ़े 

उसके प्रयोग में होनेवाला श्रम और व्यय सार्थक होगा । 


६£। साधन ऐसा होना चाहिए जिससे विद्याथियो' में सुरुचि विकसित हो... 

अध्ययन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में साथनों के संबंध में यह प्रश्न शायद उत्पन्न न हो, किन्तु 
अध्ययन की विभिन्न स्थितियों में यही साधन बच्चों की रूचि और उनके व्यवहार भें काफ़ी परिवतेन 
उत्पन्न कर सकते हैं। अध्यापकों के सर्वाधिक महत्त्वपूण कत्तंव्यों में यह सतकता भी है कि. 
कक्षा में शिक्षणाधीन बच्चे इन साधनों को देखने और समभने में चैक न जाएँ और किसी अशुद्ध 
या अपूर्ण साधन से कोई हानिकर और अश्ुद्ध सामान्यीकरण निर्धारित न कर लें |» द 


साधनो का कारगर उपयोग 


अध्यापक की तंयारी 
साधनों का चयन हो जाने के बाद अध्यापक को अपनी तंयारी कर लेनी चाहिए। उसे 
यह जान लेना चाहिए कि पझ्ञावनों म॑ क्या-क्या दिखाया गया हैँ और उसकी शिक्षण-योजना में वे 
किस तरह उपयोगी होंगे। किसी फिल्‍म या फिल्मपटी के सम्बन्ध में उपलब्ध 'शिक्षण-सामग्री 
को जब तक पढ़ न लिया हो अथवा स्वयं उसे देख न लिया हो तब तक कोई भी फिल्म या 
फेल्मपट्टी बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। फिल्मों या फिल्मपट्टियों की सूचियों में जो सार 
संक्षेप दिया रहता है केवछ उसी पर निर्भर न रहना चाहिए। सावधानी से तैयार करने पर भी इनसे 


विषयवस्तु का आशिक बोध ही होता है । 


आजकल * प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ग्रशिक्षणाथियों को चुनी हुईं फिल्मों, फिल्मपट्टियों 
और स्लाइडों को पहले से ही देख लेने के अवसर दिए जाते हैं।, यद्यपि ऐसे अवसर बहुत 
कम ही मिलते हैं। सामान्यतः इन संस्थाओं द्वारा आयोजित शक्षणिक प्रदशनियों में विभिन्न 
प्रकार के दृश्य-श्रव्य साधनों का अच्छा ज्ञान प्रशिक्षणाथियों को प्राप्त हो सकता है। भावी अध्यापकों . 
को उन सभी उपयोगी साधनों का छेखा रखना चाहिए जिन्हें देखने का अवसर उन्हें मिले। 


इन साधनों को खरीदने और उधार लेने की सुविधाओं का उल्लेख किए बिना यह विवरण पूरा 


+ ह + । च् ज््‌ ७. आर १ ० है स 
नहीं होगा। संभवतः कुछ साधन कम खच में ही तैयार किए जा सकते है। इन्हें तयार करने 
के लिए आवश्यक सामग्री के सम्बन्ध में यद्‌ समय पर कुछ टीपे लिख ली जाये तो बाद में बहुत 

सहायक हो सकती हैं । द 


पा 





विद्याथियो' की तंयारी 


हृश्य-श्रव्य साथनों के प्रयोग के लिए विद्यार्थियो' द्वारा की जानेबवाली तेंयारी का महत्त्व 
अध्यापको द्वारा की जानेबाली तेयारी स कम नहीं हैं। किसी फिल्म या फिल्मपट्टी का प्रदर्शन 
करने से पहले उसके प्रति विद्यार्थियों में उत्सुकता जागृत की जानी चाहिए। प्रदर्शन से पहले द 
विद्याथियो' को उन विशिष्ट बातो का संकेत दे देना चाहिए जो फिल्म या फिल्मपट्टी में ध्यान 
 देखनी हो' । थदि फिल्‍म में बच्चों के लिए कोई अआमक बात हो तो फिल्म दिखाने स 
पहले उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिए। यदि विद्या्थियों को पहले स॑ तेयार न किया 
गया ओर उनकी जिज्ञासा भलीभाँति जागृत न की गई तो उनकी कोई भी यात्रा सेर मात्र होगी। 
किसी जहाज को देखने के पहिले बच्चे जब इस बांत की तंयारी करके जाते हैं कि वहाँ उन्हें क्या-क्या 
देखना है--जैसे नौचिालनकक्ष में राडार, अप्नि-नियंत्रक उपकरण, प्रतिुंडन उपकरण, पेय जछ का क्‍ 
आसवन-संयंत्र--तब निस्सन्देह उन्हें अधिकतम लाभ होता हे | द 


उपयुक्त उपस्थापना 


टृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग में उनका उपयुक्त ग्स्तुतीकरण सर्वाधिक महत्त्वपूण होता है। - 
यदि ग्रस्तुतीकरण नें असफलता, हुईं तो सभी कुछ असफल हो जाता हैं। हृषह्य-श्रव्य सामग्री 
यथासम्भव सर्वोत्तम स्थिति में और सर्वोत्तम ढंग से इस तरह प्रयोग में लाई जानी चाहिए ताकि 
कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रयुक्त साधनो' को आराम और झुविधा के साथ देख और सुन 
सके । जिन साधनों का प्रक्षेपण किया जाता है उनके सम्बन्ध में यह शर्ते तभ्री पूरी को जा 
सक्रती हे जब अन्य चार शर्तें पूरी की जाएँ--पर्दे सहित सारे उपकरण उत्तम कौटि के दो और 
अच्छी स्थिति में हो; उपकरणों का प्रयोंग करनेवाले अध्यापक को उनके स्थापन और चालन 
का पूरा-पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हो ; अतिरिक्त आवश्यक उपकरण ( जेसे बल्ब, उत्तेजक, दीप, ट्यूब ) 
पास में ही रखें हो' और अच्छी हालत में हो' ; पर्याप्त बड़ा कमरा हो जिसमें बेठने के लिए आरामदेह द 
. सीटों, पर्याप्त हवा, ध्वनि-सम्बन्धी उपयुक्त. स्थितियों और कमरे में अंधेरा करन के लिए 
समुचित [साधनों की टीक-टठीक व्यवस्था हो। कक्षा के सामान्य कमरों में इस अन्तिम 
शर्तें को पूरा कर सकना कठिन हो सकता हैं, किन्तु जिन कसरो नियमित रूप से 
| फिल्में दिखाई जाती हो' उनमें आदश स्थितियों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती हू... 
. कलकत्ता के समीप एक प्रशिक्षण-केन्द्र में. जिसके साथ लेखक का भी कुछ: सम्बन्ध था-- 
छु वर्ष पहले एक महत्त्वपूर्ण फिल्‍म दिखाई गई थी। उसकी शोौक्षणिक उपयोगिता और महत्ता 


ड़ 
हि 


अं 








प्रभावहीन रही क्योंकि जिस कमरे में उस दिखाया गया वह सन्‍्तोषजनक नहीं था । मई का 


महीना, लूगसग तीन बजे अपराह्न का समय, नालीदार चादरों' की छत सभी दरवाज़े और खिड़कियाँ 
बन्द और हवा के आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं ; छोटा-सा कमरा इतना ठसाठस और गरम 
हो गया कि फिल्म देखनेवालो' ( जिनमें लेखक भी था) का सारा ध्यान केवल इस बात 
: पर रहा कि फिल्म कब खत्म होती हैं । 3 


.. सामान्य अगप्रक्षेपित साधनों के प्रयोग में भी ऊपर बताई चारों शर्ते साधारणतः लागू 
होती हैं। व्यामपट्ट अथवा फ्लेनेलपट्ट अच्छी हालत में होने चाहिए। हमारे देश के अधिकांश 
स्कूलों में इन्हें न तो ठीक ढंग से रखा जाता है और न ठीक ढंग से उनकी मरम्मत ही कराई 
जाती है। शायद ही कहीं वे ठीक हालत में और उपयुक्त रंग के रह पाते हैं। साधारण 
साधनों के प्रयोग में भी प्रशिक्षण उतना: ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है जितद्गा वेज्ञानिक साधनों 


वि प 


के प्रयोग में। सलीभाँति प्रशिक्षित अध्यापक के हाथों में श्यामप्ट अथवा फ्लेनेलपटट नया 


ही रूप ले लेता है। बोडपिन, रंगीन खड़िया, गत्ता, रंगीन कागज़, फ्लेनेल और रेगमाल 


के ठुकड़े, पोस्टर बनाने के रंग-रोगन जेसा सामान हमेशा स्टाक में रहना चाहिए। बुनियादी 
औजार जेसे केंचियाँ, चाकू, हथौड़ी, जम्बर आदि भी विद्यालय में हमेशा होने चाहिए। अनिवार्य 
संभरण उपलब्ध न होने के कारण अनेक रोचक शिक्षण-स्थितियों को हानि पहुँची है। - प्लेनेलपट्ट, 
सूचनापट्ट और स्यामपट्ट से युक्त कमरे काफ़ी बड़े होने चाहिए; और उनमें प्रकाश तथा संवातन 
की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आरामदेह सीटों की व्यवस्था तो हर कमरे में अनिवार्य है 


पर्याप्र अनुक्रिया ही ड़. 
द अनुक्रिया विषय के अनुसार बदलती है। सामान्यतः महत्त्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता ह 
हे और सम्बन्धित प्रकरण पर चर्चा होती है । यदि अध्यापक देखता है कि विद्याथियों ने सारी क्‍ 
बातें स्पष्ट रूप से नहीं सम्तीं तो, उन्हें भलीभाँति सममाने के देश्य से, फिल्‍म को दुबारा पद ह 


के 


: पर भ्रक्षिप्त कराने या संबंधित साधन को फिर ग्द्शित करने की व्यवस्था करता हैं। भौगोलिक - 


सन्दर्भो को नक॒ृशेपर दिखाना चाहिए। यदि ग्रदशित साधन दस्तकारी से सम्बन्धित हों तो 
. “अद्शित तकनीकों का व्यावह्वारिक अभ्यास अलुक्रिया में शामिल्ष करना चाहिए। कुछ विषयों 
के साधन स्कूली यात्रा में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। सीखने की इच्छा स्थायी नहीं भी हो सकती, पे 
इसलिए इस ग्रकार की यात्राएँ यथासम्भव शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिए ४ अरे 





दूसरा भाग 


 द्श्य-श्रव्य साधन 














क्षेत्रिक यात्राएँ 
( अथवा यात्राएँ) 


2-ज........................................................>-..०-+००--+००५५-५५७०७०५०७० _.-+-०- ०७ * "लय क्‍००)+-न०>सत- की ५७६५ ५०-१-९७५+५०-५१७-०७_०»ा>५+५३७७७- ३७-५५ न नम पनममंकनक कैम +कम०-ऊ*न 8०फनक चाकममकप०+न्‍> 3 ५५ 55 


...... क्षेत्रिक यात्राएँ तथा यात्राएँ हृश्य-श्रव्य साधनों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साथन हैं । दुर्भाग्यवश 

भारत में अनेक शेक्षणिक . संस्थाएँ इस. साधन का उतना उपयोग नहीं करती जितना उन्हें करना 
चाहिए। क्षेत्रिक अथवा स्कूली यात्रा की परिभाषा यह की जा सकती हे कि विद्याथियों का अनुभव 
बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित कोई भी अध्ययन-यात्रा एक स्कूली-यात्रा है । 


माता-पिता अथवा अध्यापक बच्चों को जो कुछ बताते-समभ्ाते हैं उससे बन्च्चे सम्बन्धित ' 


रा] 


वस्तु के विषय में एक धारणा बना सकते हैं। किसी वस्तु के सम्बन्ध में पढ़ कर भी वे अपने 


0 


विचार स्थिर कर सकते हैं। चित्र उनके ज्ञान कों अधिक साथक बनाने में सहायता करते हैं ; 


किन्तु प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभूति द्वारा उपलब्ध ज्ञान इन सब से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता हें। 
ः पुस्तकों में दिए गऐ फूलों के चित्र वाटिका के यथाथ फूलो' से, जिन्हें बच्चे सँघ सकते हैं और 
अगुलियो स॑ स्पश कर सकते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। 


फिर भी, यह सोचना गुलत है कि बच्चे ग्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ही सीख सकते हो सकता 


52 


है कि वाटिका में कोई पुष्प---मान लौजिए गुलाब--वाटिका के किसी एक भाग में दूझ्लरे भाग 
. की अपेक्षा अधिक भरे-पूरे और रंगीन दिखाई दे। वे उन फूलों की प्रशंसा अवश्य करेंगे 
किन्तु दसरे भाग के फूलों की अपेक्षा वे अधिक अच्छे क्यो हैं इसका कारण उनकी समझ मे तब तक 
नहीं आ सकता जब तक अध्यापक उहें यह न सममराएँ. कि बड़े फूलों को धूप और सम्भवत 


खाद अधिक प्राप्त हुई है । उपयुक्त मार्ग-दशन और सहायता प्राप्त होने पर सम्भावना यही हैं कि 


*ः | यम का 


७१ 





५“ ५, ि 














बच्चे नई चीज़ों के सम्बन्ध म ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रश्न पूछेंगे । विद्यार्थियों को 

यात्रा ओर भ्रमण से जो ज्ञान ग्राप्त होना चाहिए उसे प्राप्त करने में यदि उनको अध्यापको' से 
र्ग ््‌ः ् गे ं ने न पा कक हर गे ः 

माग्ग-दशंन और सहायता नहीं मिलती तो ऐसी यात्राओ का कोई मूल्य या महत्त्व नहीं रह जाता । 


बच्चे चाहे किसी वाटिका में जाएँ या किसी डाकघर, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर - 
जाएँ , जो बाते' वे वहाँ सीख सकते हैं उनकी संख्या अनन्त हैं। इसलिए यह बात मददत्त्वपूर्ण है. 
कि यात्रा में बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हो उनके सम्बन्ध में एक योजना बना ले । योजना 
चाहे जो हो, सभी बच्चे एक ही ढंग स॑ सारी बाते नहीं सीखेंगे । कुछ बच्चों को सामान्य उत्तरों 
से ही सन्‍्तोष हो जाता है ; किन्तु जो बच्चे बौद्धिक दृष्टि से सजग होते हैं वे बातो की गहराई 
. तक जाते हैं। जब तक उनकी जिज्ञासा तुष्ट नहीं हो जाती, जब तक उनकी पूर्वाचुभूतियों के 
साथ वर्तमान अलुभूतियों' का मेल नहीं बेठता, तब तक वे प्रश्न पूछते ही रहेंगे। हो सकता है... 
कि उन्हें इस उत्तरु सं सन्‍्तोष न हो कि गुलाब के बढ़े फूलों को धूप और खाद अधिक मिली 
है। वे पूछ सकते हैं: एक ही क्‍्यारी में एक समान खाद और धूप की सुविधा पाने पर मी 
कुछ गुलाब छोटे क्यो हैं ? इस प्रकार के अंतर का कोई अन्य कारण होना ही चाहिए ; हो सकता 
है कई कारण हों। क्‍या लगाई गई क़लूमो' में अन्तर था? हमें बताया गया है कि गुलाब के 
हर पौधे पर ध्यान देना जुरूरी होता है। तो क्‍या हर पौधे पर एक-सा ध्यान नहीं दिया गया ! 


व्यक्ति के विचारों और भावों' को प्रभावित करके किसी स्थिति या संस्था को पूर्ण रूप 
से समभने में क्षेत्रिक-यात्रा सहायता कर सकती है। बच्चे जब किसी खान को देखने जाते. 
हैं और खनिको' के कठोर और खतरनाक काम को देखते-समझते हैं तो स्वमावतः उनके प्रति 
उन्हें सहानुभूति होती है। उस समय उनके मन में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्‍या खनिको' को 
नवीनतम औजार और सुरक्षा-साधन दिए गए हैं. १ क्‍या खान में खनिको' को सस्ता और स्वास्थ्यप्रद्‌ 
भोजन देने की व्यवस्था की गई हे? किसी दुर्घटना के समय तत्काल सहायता देने के लिए क्या 


किक" 


उस क्षेत्र में कोई डाक्टर रहता है ? संकट की स्थिति में उपयोग के लिए कितनी लिफ़्टे हैं ? 


क्षेश्रिक यात्राओ के और भी लाभ और महत्त्व हैं। अपने जीवन की बृत्ति का चयन करने 
में विद्याथियों' को सहायता देने के उद्देश्य सो किसी यात्रा की योजना बनाई जा सकती हैं। किसी 
मेडिकल कालेज या इंजीनियरी फर्म का भ्रमण ओर निरीक्षण करने वाले किसी विद्यार्थी के मन 
में डाक्टर या इंजीनियर बनने की महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न हो सकती है । किसी उपचर्या महाविद्यालय का 
. निरीक्षर्ण करने के बाद कोई लड़की उपचर्या-ब्रत्ति को अपनाना पसन्द कर सकती है। द 
.... झ्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सहायता के लिए यात्राएँ आयोजित की जा सकती हैं। 
- हमारे गावों में खास्थ्य, सड़के, अशिक्षा या निरक्षरता जेसी कुछ-न-कुछ समस्याएँ हमेशा रहती हैं। 


छर 


5 





श ४ हद 





.. इनके हल करने में विद्याथियों' की सेवा का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को अपने 

.. समाज में किए जानेवाछे विभिन्न कार्यों का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। झुनियोजिंत यात्राओं 
में जब बच्चे कुम्हारों, जुछाहो', लोहारो' व्यापारियों आदि के काम को और उनके जीवन को 
_ देखते हैं तब उनको समस में आता है कि समाज के जीवन को सम्भव बनाने में क्रिस प्रकार प्रत्येक 


. व्यक्ति अपना काम करता है। _ 


क्षेत्रिक यात्राएँ : पाख्यचर्या के नियमित अ'ग के रूप में 
ज्ञानाजेन का सुन्दर साधन होने के कारण क्षेत्रिक-यात्रा को पाव्यचर्या का नियमित अंग. 
बनाना आवश्यक है। ज्ञानार्जन की इंस पद्धति का' उपयोग पाठ्यचैर्या के आयः सभी विषयों में. 
- किया. जा सकता है। जेसा पहले कहा जा चुका है, हमारे देश की बहुत ही कम शेक्षणिक संस्थाओं 
में क्षेत्रिक यात्राओं का नियमित कार्यक्रम रहता है । पश्चिमी देशों में स्थिति इससे नितान्त भिन्न 
है। अमरीका के असिद्ध दृश्य-श्रव्य विशेषज्ञ एडगर डेल ने लिखा है, “ -.-- सामान्य रूप से 
हमारे स्कूल क्षेत्रिक यात्राओं का व्यापक और अधिकाधिक प्रभावपू्ण उपयोग कर रहे हैं। यात्राएँ 
निश्चित करने और उनकी योजना बनाने में अध्यापकों की सहायता के लिए स्कूल के व्यंवस्थापक ः 
बुलेटिन और संद्शिकाएँ प्रकाशित करते हैं। उदाहरण के लिए छास एंजिल्स के स्कूल 'इट्स बर्थ .. 
ए विज़िट' नाम से स्कूली यात्राओं का एक सूचीपन्न प्रकाशित करते हैं जिसमें १ ७५० क्षेत्रिक 
_यात्राओं की सूची दी गई है और प्राथमिक स्कूल-कार्यक्रम के सन्दर्भ में इन यात्राओं का विवेचन 
किया गया है ।”११ हमारे देश में ऐसी संदशिकाएँ उपलब्ध नहीं हैं (आशा की जाती है कि हृश्य-श्रव्य 
शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान शीघ्र ही ऐसी सामग्री तैयार करेगा ) पर हमारे देश में ऐसे स्थानों 
की कमी नहीं है जहाँ विद्याथियों को जाना चाहिए; हमारे अध्यापक उपयुक्त योजना बनाने में 
पूर्ण सक्षम हैं। बढ़े नगरों में या उनके संमीप संग्रहालय, अजायबघर, दमकल स्टेशन, फ्रामे, 
' समाचारपत्र, फ़ेक्टरियाँ, बहुविभागीय भंडार, बेंक, सरकारी -संस्थाएँ, अगदि स्थानों को प्रति वर्ष क्‍ 
पढ़ाई के घंटो में कम खच्चे में आसानी से देखा जा सकता है । 


 श्लेत्रिक यात्राओ' के विभिन्न प्रकार 


प्रयोजन के अनुसार क्षेत्रिक यात्रा विविध प्रकार की हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रो' में 
गाँव के हाट की, खेतो की, रेलवे स्टेशन की या डाकघर की- लघयात्रा हो सकती है। फलों 
ओर पौंधों' के अध्ययन के लिए स्कूल की वाटिका का ही निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसी. 
_यात्राएँ एक स्कूली घंटे में ही पूरी की जा सकती हैं। नगरों में किसी 'फ़ैक्टरी, संग्रहालय, सा 


११। ई० डेल-“ऑडियो-विज़ अल मेथड्स इन टीचिंगः 3 





अजायबघर, नक्षत्रशाल्ता अथवा किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने के लिए आधे दिन के लिए--- 
प्रायः मध्याह्र अवकाश के बाद वाले सारे घंटों के लिए--यात्राएँ की जा सकती हैं। ऐतिहासिक स्थानों 
अथवा परियोजना-द्षेत्रो' की यात्राओ' में अधिक समय लगता है--दो-तीन दिन अथवा पूरा सप्ताह । 
कुछ शैक्षणिक संस्थाएँ छट्टियो' के दौरान देश के महत्त्वपूर्ण स्थानो' की यात्राओ' की व्यवस्था भी करती 
हैं। स्थानों की निर्धारित संख्या के अनुसार ऐसी यात्राओ' में दो तीन सप्ताह या और अधिक समय 
भी लग जाता है। परिवमी देशो' में क्षेत्रिक यात्राओं को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है कि 


कभी-कभी पूरा स्कूली वर्ष ही क्षेत्रिक यात्रा में लगा दिया जाता है और विदेशों की यात्रा कराई जाती है। 
यात्राओं की संख्या सीमित करनेवाढी कठिनाइयाँ हि 


क्षेत्रिक थात्राओं की संख्या सीमित करनेवाली प्रमुख समस्याएँ हमारे देश में तीन हैं । 
यॉँतो सभी स्कूलों में कुछ उद्योगी और उत्साही अध्यापक होते हैं जो ऐसी यात्राओं को भायोजित 





अपने अध्यापक के निर्देशन में सुरेन्द्रनाथ इत्स्टीट्यूशन, कलकत्ता के छोटी कक्षाओं के कुछ विद्यार्थों एक 
... उद्यान में स्वतः अन्वेषण की आनन्दृदायक पद्धति से पौधों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । 


7) 


ऐ3:। 








करने के लिए उत्सुक और सक्षम हैं, पर यदि स्कूल का प्रधान पुरानी परंपरा का हुआ तो उन्हें 
पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता । लेकिन जेसे-जेसे भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा का विकास होगा 
वेसे-वैसे क्षेत्रिक यात्रा की शैक्षणिक सम्भावनाओं को लछोग अधिकाधिक समझते जाएँगे और यह 
कठिनाई क्रमशः दूर होती जाएगी। आशा है कि द्वय-श्रव्य शिक्षा की राज्य परिषद्‌ इस बात 


की निश्चित व्यवस्था करेगी कि राज्य के प्रत्येक मान्यताप्राप्त हवाई स्कूल अथवा उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल द्वारा स्कूली यात्राओ' का एक न्यूनतम कार्यक्रम पूरा किया जाए । 


एक कठिनाई और है। क्षेत्रिक यात्राओं में पेसा खर्चे होता है, इसलिए इनका विचार 
ही छोड़ दिया जाता है। जब सरकार से पर्याप्त अनुदान मिलने लगेगा और स्कूछ खयं अपने 
फ़ंड एकत्र करेंगे तब यह कठिनाई भी दूर हो जाएगी। अनेक राज्य सरकारे अब दूरस्थ स्थानों 
की उन स्कूली यात्राओ' के लिए पचास प्रतिशत खच देती हैं जिनके लिए राज्य के शिक्षा संचालक 
का अनुमोदन प्राप्त हो। दूर-दूर के स्थानों की यात्रा करने के लिए अभिभावकों से भी विशिष्ट 
योगदान माँगा जा सकता है । जिन बच्चों के माँ-बाप बहुत ग्ररीब हो' उन्हें ऐसी आयोजनाओं' 
से अलग न किया जाना चाहिए। ऐसे मामलो में गरीब विद्यार्थी कोष से सहायता ली जा सकती 
है, जो स्कूलो' में प्रायः एकत्र किया जाता है । 


यद्यपि स्कूल शेक्षणिक यात्राओ का महत्त्व भलीभाँति समझते हैं फिर भी प्रयोजना-केन्द्रों 
तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्ववाले स्थानो' पर विद्यार्थियों की बड़ी-बड़ी टोलियो' के लिए 
भोजन और ठहरने के स्थान की व्यवस्था करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है । रेछ 
द्वारा टोलियो' को उसी दिन घर वापस छा सकना प्रायः असम्भव होता है। इस समस्या के दो 
समाधान हैं। कुछ स्कूल उन युवक-छात्रावासो' से लाभ उठा सकते हैं जिनका संगठन अभी 
हाल ही में देश के विभिन्न भागों में किया गया है। बच्चों और उनके साथ जानेवाले अध्यापक 
के लिए इन दात्रावासो' में निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है। खाना बनाने के बतेन 
भी दिए जाते हैं और टोलियाँ खय॑ अपना भोजन बना सकती हैं। अधिकांश राज्यो' में 
राज्य-परिवहन मनोरंजक और महत्त्वपूण स्थानों की यात्रा की व्यवस्था करता है। स्कूछ इस 
_ व्यवस्था से छाम उठा सकते हैं। उदाहरण. के लिए परिचम बंगाल में राज्य-परिवहन सस्ते 
किर!ए पर प्रतिवर्ष डायमंड द्वाबर, बोटेनिकल गार्डनस, हरिनघाटा की राजकोय डेयरी 
और डी० वी ० सी० क्षेत्र जेसे महत्त्वपूर्ण स्थानो' की यात्रा की व्यवस्था करता है । पिछले कुछ 
यो में दिल्ली परिवहन ने दिछी के आस-पास के महत्त्वपूर्ण स्थानो' के लिए यात्राओ' की व्यवस्था... 
. विद्याथियों' और पर्यटको' के लिए की है। दिल्ली की “भाटो-इण्डिया को-अपारेटिव सोसाइटी... 
ने दिल्ली और जयपुर के बीच उपयुक्त किराए पर एक पर्यटक यात्रा-सेवा चालू की है। गुजरात 


छः 





.. में भावनगर, राजकोट, पोरबन्द्र, जनागढ़ ओर द्वारका जेसे स्थानो' के लिए राज्य परिवहन - 
द्वारा विद्याथियों भोर पर्यटकों के लिए विशिष्ट यात्रा की व्यवस्था की जाती है । . 
क्षेत्रिक यात्रा की सफछता की शर्ते 


किसी क्षेत्रिक यात्रा का प्रयोजन चाहे जो हो, यदि उससे अधिकतम लाभ उठाना हो तो. 
नीचे लिखी शर्ते अवश्य पूरी की जानी चाहिए 


(१) स्कूली यात्रा अनिवायंतः स्कूल के काये से सम्बन्धित होनी चाहिए ताकि वह केवल 
द्य-दशंन या मनबहलाव को सेर 'मात्र न रह जाए। 


(२) यात्रा भलीभाँति सम्पन्न की जानी चाहिए। इंसके लिए पहले से सावधानी पूर्वक 
योजना बनाना आवश्यक है । जिस स्थान की यात्रा करनी हो उसका निश्चय कर लेने के बाद 


यात्रा के लिए उत्तरदायी अध्यापक को सम्बन्धित अधिकारियों से अनुमति ( यद्‌ आवश्यक हो ) 


ले लेनी चाहिए। इसके बाद उसे परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का पता छगाना चाहिए। उसे - 
निरवय कर लेना चाहिए कि समूची कक्षा यात्रा पर जाएंगी या कक्षा की एक्र चुनी हुई टोली । 
यदि किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हों तो अभिभावकों की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।. 
अभिमावको' की अजुमति प्रत्येक यात्रा के लिए अलग अछूग ली जा सकती है या पूरे वर्ष भर के लिए _ 
एकबार' सामान्य अनुमति प्राप्त की जा सकती है । किसी विशेष यात्रा के लिए अभिभावकों माता-पिता . 

को नीचे लिखे ढंग का पत्र भेजकर अनुमति ली जा सकती है : 


अभिभावक का नाम कु संस्था का नाम और 
भोरप॑ता  . “५ - कर, तिथि 
:. प्रिय श्री/श्रीमती. - - ००० «० «०५०००००-* हनन के 
इस संस्था की कछ्ष्त «->«०«८*७--८ूके विद्यार्थी <०«« « « ु अत -* की एक शेक्षणिक यात्रा 
. की योजना बना रहे हैं । 
क्या आप कृपा करके. ०० ० ० ००० ०५०- »«»» को इस यात्रा में शासिल होने की अनुभति 


: दे सकेंगे/सकेगी १ द 
.. . भवदीय कप 
( अध्यापक के पूरे हस्ताक्षर ) 


७६ 








है प्रति विद्यार्थी ख़च का हिसाब लगा लेना चाहिए और आवश्यक रक्तम जमा कर लेनी चाहिए | 
हो सकता है कुछ बच्चे यात्रा का खर्चे न दे सके । ऐसे योग्य विद्याथियो' के लिए आवश्यक खुचे . 


की माँग अध्यापक संस्था से कर सकता है । अथवा, जैसा पहले कहा जा चुका है, वह गरीब विद्यार्थी 


फ़ंड से सहायता ले सकता हे। भोजन और आवास-जेसी समस्याएँ यात्रा प्रारम्म करने से काफ़ी पहले 


लिखा-पढ़ी करके हल कर लेनी चाहिए। यात्रा के दोरान पहली जानेवाली पोशाक और साथ छे 


जानेवाले सामान के बारे में विद्याथियो' को सख्त हिदायते दी जानी चाहिए। यात्रा में साथ जानेवाले 


: उत्तरदायी अध्यापक के पास प्राथमिक उपचार की औषधघ-पेटी अवश्य होनी चाहिए। उसे ध्यान रखना 


।हिए कि बच्चे बहुत अधिक थक न जाएँ ओर उनके नहाने-धोने आदि की पूरी व्यवस्था हो। यह 
वांछनीय है. कि उत्तरदायी अध्यापक को उन सभी चीज़ों का पूरा-पूरा ज्ञान हो जो विद्यायियो' को 


दिखानी हो । ऐतिहासिक इसारतो' की यात्रा करते समय सामान्य पथ-निर्देशकों “से बचना चाहिए । 


(३) यात्रा के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्ूरूप से तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें 
सालूम होना चाहिए कि यात्रा का प्रयोजन क्या है और उससे वे क्या सीख सकते हैं। यात्रा 
के प्रति विद्यार्थियों की रुचि और उत्सुकता जगाने के लिए पुस्तकों, नक॒शों, चित्रों, अथवा अन्य 


रुक 


उपलब्ध साथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मार्ग में और गन्तव्य स्थान पर जो वस्तुएँ 


देखी जा सकती हो' उनकी एक सूची (साइक्रोस्टाइल की हुईं अच्छी होगी) टोली के प्रत्येक सदस्य 


को दी जानी चाहिए । प्रश्न पूछने, अपनी टिप्पणियाँ तैयार करने, नक॒शे या रेखाचिन्न॑ बनाने 
ओर फ़ोटो खींचने के लिए विद्याथियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए द 


(४) यह जानने के लिए कि यात्रा से बच्चो ने क्या सीखा, यात्रा के बाद पर्याप्त भनुवर्ती 
कार्य किया जाना चाहिए। चर्चा और विवेचन के लिए अवसर देना अत्यन्त आवंज्यक हे । 
यदि विद्यार्थी अपने स्कूली कार्य के साथ यात्रा का सम्बन्ध न समर या यात्रा से ग्राप्त जानकारी 


. का भद्दत्त न समझे तो क्षेत्रिक यात्रा दृश्य-द्शन के लिए की गई सर मात्र रह जाती हूं। 


सांमाजिक शिक्षा में क्षेत्रिक यात्राओं का महत्त्व 


सामाजिक शिक्षा के कार्य में,प्रमण या क्षेत्रिक यात्रा एक अल्यन्त महत्त्वपूर्ण दश्य-श्रव्य साधन. 
का काम देती है। यदि चुने हुए आमीणो' को यह देखने-समम्ने का अवसर मिले -कि अन्य क्षेत्रों 


मेँ समस्याएँ केसे सुल्काई जा रही हैं, तो न केवल इन समाधानों को वस्तुतः कार्यान्वित होते 


देखने का अवसर उन्हें मिलता है, बल्कि इससे भी अधिक महत्त्वपूण बात यह है कि वे अपने गाँव 


. की समस्याओं के प्रति भी सजग हो जाते हैं। आगशन्तुकों की उपस्थिति उन छोगों में. अपने 


महत्त्व, अपनी: सा्थंकता, ओर अपनी योग्यता की भावना उत्पन्न करती है, जो भपनी समस्याएं द 
सुलमाने में लगे होते हैं। इससे उन्हें प्रेरणा भी मिलती हे ३३% द 


७5७ हा 


श्यामपट्ट या चाकबोड 


भारत में उपेक्षित एक स्कूल उपकरण 


अध्यापकों को उपलब्ध सर्वाधिक महत्त्वपृणं साथनों में से एक है स्यामपट्ट । दुर्भाग्यवश 
भारत में वह सर्वाधिक उपेक्षित स्कूल उपकरण है । स्कूल भवनों का निर्माण करते समय कक्षाओं 
में स्यामपट्ट के लिए पर्याप्त स्थान रखने को ओर ध्यान नहीं दिया जाता | स्कूलों में श्यामपट्ट क्‍ 
न तो उपयुक्त स्थान पर रखे "जाते हैं और न उनकी हालत ही ठीक रहती है। सामान्यतः 
 ज्यामपट्ट साफ़ करनेवाले उपकरण का उपयोग ही नहीं किया जाता। जहाँ ये उपकरण हैं 
. भी वहाँ या तो वांछनीय ढंग के नहीं हैं या बहुत ही उपेक्षित हालत में हैं । 


यह सचमुच खेदजनक स्थिति है कि आज भारत में श्यासपट्टों का उतना अ्योग नहीं 
किया जाता जितना तीस-चालीस वर्ष पहले अध्यापक करते थे। जब तक हमारे देश के प्रशिक्षण 
महाविद्यालय इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान नहीं देते, तब तक इस महत्त्वपूणं साथन का ठीक-ठीक 
उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली स्थित दृश्य-श्रव्य शिक्षा करे राष्ट्रीय संस्थान द्वारा श्यामपट्ट 
के उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए तो 
क्‍ जच्छा होगा। की भी ज, न कह द 


१9८ 












मा! 


5५000 कै 
254 अत मनन पक काने पक &न ५३० >नन- भ)रल्‍+4०मं+ब७ ०+०बत;र 745 


















































... लेक व्यू हाईस्कूल, कलकत्ता के वालक-विभाग द्वारा वर्तनी सिखाने में श्यामपट् द द 
आह मी का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। द की कट कट ० ० ० 














. प्रयोग न कर । 


श्यासपट्ट का महत्त्व 


इ्यामपट्ट या चाकबोडे आकषेक वस्तु नहीं हैं, विशेषकर काछे रंग का । किन्तु जब उसका... 
. ठीक-ठीक उपयोग किया जाता है तब वह बहुत ही प्रेरणादायक हो जाता. है। खच्छता, शुद्धता. 


और तेज़ी के मानक स्थापित करने में इसका महत्त्व बहुत अधिके है। वर्तनी को समभने में रा 


यह बच्चों की बड़ी सहायता करता हं। किसी पाठ के दोरान व्यामपट्ट पर बनाया गया कोई 
. निदशे-चित्र समूची कक्षा का ध्यान पाठ की ओर आक्ृष्ट कर सकता है। स्यामपट्ट पर लिख 
हे कर और रेखा चित्र बनाकर अध्यापक पाठ की तात्विक बातों पर ज़ोर दे सकता है। कुछ 

. रेखाओं के सहारे वह कोई नक॒शा या चित्र बच्चों के सामने तरकाल प्रस्तुत कर सकता हे। स्यामपट्ट . 
एक ऐसा साधन हे जो कक्षा में सदा उपलब्ध रहता है। उसके उपयोग के लिए न किसी 

.. तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, न उच्चक्ोटि के कलात्मक कौशल की । कोई अतिरिक्त उपकरण पास _ 
रखना भी ज़रूरी नहीं। कमरे में अँधेरा करने की प्रक्रिया में समय की बर्बादी भी... 
- नहीं करनी पड़ती । की 


किसी फिल्‍म या रेडियो प्रसारण-जेसे साधनों के प्रयोग में भी र्यामपट्ट एक अनिवाये 
साधन होता है । 


श्यामपट्ट के उपयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण बात 


स्यामपट्ट का उपयोग करते समय यदि नीचे लिखी बाते ध्यान में रखी जाएं तो एक 
हृश्य-साधन के रूप में व्यामपट्ट की प्रभावकारिता और उपयोगिता बहुत बंढ़ सकती हे 


(१) खच्छ करनेवाले साफ़ उपकरण से या कपड़े से श्यामपट्ट को सौफ़ करें, हाथ से या 
. भंगुल्यों से नहीं।._ « हि 


(२) ऊभर के बाएँ कोने से प्रारम्भ करे ओर सीधी पंक्तियों में लिखें। 


(३) केवल महत्त्वपूर्ण बातें ही ध्यामपट्ट पर लिखें।/ स्मरण रखें कि व्यामपट्ट विस्तारपूर्ण 
.. कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता । दी ही व पल 3 कम 


द (४) बड़े अक्षरों में ओर साफ़्साफ़ लिखें ताकि पीछे बेठे हुए. विद्यार्थी भी आसानी द 
 सेपढ़ले। 5 6 द 


कं 


(५) सामान्यतः प्रयोग में आनेवाले शब्द्संक्षेपों के अलावा अन्य शब्द-संक्षेपों का 


मम 








... फ़मं और स्टेंसिल 





(६) पहले से योजना बना ले कि इ्यामपट्ट पर क्या लिखेंगे। कभी भी कोई नक॒शा 
पहले से व्यामपट्ट पर बनाकर न रखें, न॒ किसी पुस्तक का लगातार सहारा लेकर बनाएँ। ऐसा 
करने से बच्चों की दृष्टि में नकृशा बनाना एक संरक काम न रह जाएगा । 


(७) कक्षा का कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही श्यामपट्ट के लिए आवश्यक सब वस्तुएँ 
एकत्र कर लें--सफ़ाई-उपकरण, खड़िया, पंटरी, परकार, फ़र्मे, स्टैसिठ अथवा अन्य सामग्री 
जो चित्रादि बनाने में सहायक हो। इन साधनों का प्रयोग करने का यह अर्थ नहीं कि अध्यापक 
में ज्यामपट्ट का उपयोग करने का कोशल नहीं है । 


यदि आपकी संस्था में कोई अपारदर्शी प्र्षेपी ( पार चित्र दर्शी ) है तो उसका उपयोग नकूशें 


और रेखाचित्रों के खाके खींचने में किया जा सकता है। लेकिन ख़ाके बनाने का काम बहुत 
जल्द पूरा करना चाहिए। एक नकशें का ख़ाका. पूरा करने में दो मिनट से अधिक 


पा अर 


न लगना चाहिए । 
(८) नक॒ृशा या रेखाचित्र बना लेने के बाद विद्याथियों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए 
संकेतक का प्रयोग अवश्य करे । * कि 
(९) शस्यामपट्ट के एक ही ओर खड़े हों। 

(१०) ध्यान रखें कि श्यामपट्ट बच्चों के दंष्टि-स्तर से बहुत ऊँचा न हो, प्राकृतिक था कृत्रिम 
प्रकाश व्यामपट्ट पर बराबर पड़ता रहे और सामनेवाली: डेस्को' की- पहली पंक्ति ्यामपट्ट से 
_ कम-से-कम आठ फुट दूर हो ।_ हे क्‍ 
(११). ध्यान रखें कि अतिवर्ष . कम-से-कम एक बार स्यामपट्ट को अवइय 
. सुधारा-संवारा जाए आप कप । - ह 


इ्यामपट्ट पर फ्रमे के चारों ओर अनुरेखन करके अच्छे रेखाचित्र बहुत जल्द बनाए जा 
. सकते हैं। फ्र्मा एक ढाँचा होता है जिसे श्यामपट्ट पर रखऋर रेखाचित्र बना लिया जाता हे। 


....फ़र्मा टीन, पतली लकड़ी या गत्ते से बनाया जा सकता है। भूगोरू, विज्ञान और गणित के 
मा, . अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा ठीक-ठीक रेखाचित्र तत्काल बनाने के लिए फ़मो का उपयोग किया 
82 . जा सकता हे। अधिक आसान चोज़ों के रेखाचित्र व्यामपट्ट पर इन साधनों के बिना ः 





ह्द बनाने की क्षमता होनी चाहिए। जानवरों, चिड़ियों, रेलों वायुयानों तथा अन्य 
मनोरंजक चीज़ों के रेखाचिन्न द्यासपट्ट पर फ़र्मों की सहायता से बनाना छोटे बच्चे बहुत 


अप 


पसन्द करते हैं। 





यह अध्यापक बिना किसी साधन कौ सहायता लिए भारत का सुन्दर मानचित्र श्यामपट्ट पर 
बना सकता है। काम जल्दी पूरा करने के लिए वह फर्में की सहायता लेता है। लेक व्य हाईस्कूल, 
कलकत्ता के बालक-विभाग में अध्यापन का एक दृश्य । 


श्र 


कब 


स्ट्सिल बनाने के लिए पहले एक कागज़ पर वांछित रेखाचित्र बनाते हैं । क्‍ फिर रेखाओ 
पर छेद करते जाते हैँ। स्टैसिल को स्यामपट्ट पर रखकर हछिद्वित रेखाओं को डस्टर 


थपथपाते हैं तो श्यामपट्ट पर एक धूमिल रेखाकृति बन जाती है। इस रेखाकृति को खड़िया 
से स्पष्ट कर देते हैं ओर एक सुन्दर रेखाचितन्र बन जाता है । 


कि 


८२ 


















































........ ्यामपट्ट बनाने के लिए लकड़ी, स्लेट, शीशा, ड्राश्टिक, कागज़ और सीमेंट के मिश्रण भादि मी 
*.... .]. का.-उप्योग किया जाता है। सस्ती होने के कारण लकड़ी का उपयोग. सबसे अधिक किया जाता... हल 
इन्स्टीट्युट आफ मेडिकल एजुकेशन, एस० एस्‌० कर्नानी मेमोरियल अस्पताल, कलकत्ता में प्रयोग पर 
। द 7 ० में आन वाला शीश का श्यामपट्ट । द जल जी | | 
द है। अमरीका में स्‍्लेट का उपयोग अधिकतर किया जाता है। -स्लेट खर्चीली होती है। द 
हा ... बड़े आकार के श्यामपट्ट के लिए त्यह कठिनाई से मिलती हं। जहाँ दीवाल । में व्यामपट्ट बनाना कक 
| दा क्‍ हम । हो वहाँ शीशे के व्यामपट्ट बनाने की बात सोची जा सकती है। शीशे के स्यामपंटट लकड़ी की अपेक्षा. 
चीले होते हैं, पर ' अधिक उपयोगी और टिकांऊ होते स्काटलेण्ड की के 
दल शिक्षाथवरामंशंदात्री परिषद्‌ की १९४८ कीं रिपोर्ट में कहा गया है: “हमें शीशे के 
“बने स्यामंषंट्रों सम्बन्ध में बताया गया कि छगेभंग चालीस वर्ष पहले एक तकंनी । 








श्यामपट्ट॒ लगंवाए गए थे और आज भीं:वे सर्वाधिक डपयोगी 





हमारे देश में शीशे के व्यामपट्टो' का परीक्षणात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए। 
सामान्यतः निम्नकोटि की लकड़ी से बनाए जानेवाले, श्यामपट्टो' की अपेक्षा शीशे के श्यामपट्टो' 
का बहुत बढ़ा लाभ यह है कि इन पर मौसम का असर नहीं होता। काँचवाले की दूकान से 
चिकने काँच को एक चादर लें। उसकी चिकनी सतह पर जेतूनी हरा रंग छगा दें। शीशे 
का यह व्यामपट्ट कम खर्चे में बन सकता हे। काँच की खुरदरी सतह लिखने के काम आ जाती हे। 
इस रंगीन काँच के लिए मामूली लकड़ी का फ़ेम बनवाया जा सकता है। 


हाल ही में ब्रिटेन में श्यामपट्ट के लिए हास्टिक की चाद्रो' का उपयोग किया जाने लगा 
हैं। ये चादर विभिन्न संगो' में उपलब्ध हैं। लपेटा जा सकनेवाला व्यामपट्ट मोटे बेठनी कागज़ 
( रेपिंग पेपर ) क्‍ का बनाया जा सकता है। लेकिन यह टिकाऊ नहीं द्ोता और इस पर लिखना 
. भी आसान नहीं होता । फिर भी इसे लछाने-लेजाने में आसानी होती है, इसलिए गाँव-गाँव में 
 संभाएँ और विचार-विवाद करते समय सामाजिक कार्यकर्ता इसे साथ रखते हैं। कागज़ का 
ऐसा व्यामपट्ट सरलता से इस तरह बनाया जा सकता है; क्‍ 


द एक मोटे बेठनी कागज़ के दोनों ओर फ्रॉच पालिश लगाइए । जब कागज़ भलीभांति 
सूख जाए तब बिना चमकवाला जेतूनी हरा रंग कागज़ के केवल एक ओर लछगाहइए। एकबार लगाया 
गया रंग भलीभाँति सूख जाने पर, दुबारा फिर लगाइए। लगभग एक इंच -व्यासवाली .. 
दो गोल लकड़ी की छंड़े कागज़ के इंस गोल सुढ़े हुए व्यामपष्ट के दोनों सिरो' पर 

लगा दी जाती हैं। 


भारत में अनेक स्कूलों में दीवाल में बने स्यामपट्ट हैं। ये सीमेंट के मिश्रण से बनाए 
गए हैं ओर काले रंग के हैं, लेकिन सामान्यतः सन्तोषजनक नहीं हैं क्योंकि विशेषकर मानसून 
के दोरान ये नमी से प्रभावित होते हैं । द 


पीछे अथवा जेतूनी हरे रंग के चाकबोडे या श्यामपैट्ट 


.. भारत में श्यामपट्ट अभी तक काले रंग के ही बनते हैं। अमरीका और ब्रिटेन में पीछे 
था जेतूनी हरे रंग के श्यामपट्ट बनते हैं। हाल ही में अमरीका में औद्योगिक मनोविज्ञान के 
. राष्ट्रीय संस्थान ( नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ़ इण्डस्ट्रियल साइकालोजी ) ने इस बात के प्रमाण दिए 

हैं कि पीछे इ्यामपट्ट पर नीली खड़िया की लिखावट बच्चो' की आँखों पर कम ज़ोर डालती है 


। और कशज्ञा मेँ सामान्यतः आइहलाद की वृद्धि करती हे । अमरीका में तथाकथित व्यामपट्ट के लिए रंगों ४६ 


कि 























के प्रयोग ने नए शब्द “चाकबोड्ड” ( खड़ियापट्ट ) को जन्म दिया है। स्काटलेण्ड की शिक्षा-परामशदात्री 
परिपद्‌ ने सुकाव दिया हैं कि जेतूनी हरे पट्ट पर पीली खड़िया का प्रयोग सर्वाधिक सन्‍्तोषजनक 
दोता हे। पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान में लेखक द्वारा कुक वर्ष पहले स्थापित एक 


नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूल में सामान्य व्यामपट्टों की अपेक्षा जेतूनी हरे रंग के पट्टो' का 
प्रयोग अधिक सन्तोषप्रद सिद्ध हुआ हे। | आओ के आप 


ह् 


श्यामपट्ट के विविध प्रकार कम 


छोटी कक्षा में कछा सम्बन्धी विषय पढ़ाने के लिए. चौखटे में लगा मामूली श्यामपट्ट ठीक 


हो सकता है, किन्तु गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए वह बिल्कुछ अजुपयुक्त होता है। इन विषयों 
को पढ़ाने के लिए बिना चमकवाले घरातल के लपेटदार व्यामपट्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं । ब़्िटेन के 


८5 











प् 
) 





(५७०८ #०१०4446:८4० 3032400००/ररफे:/8/५१९४ ४०३१३ 


0०१४७ केश) आ9४४९४९- 


दक्8॥११०:४८५ 

















चुम्बकीय श्यामपट्ट या चाकबोड क्‍ 





हाल ही में ब्रिटेन में चुम्बकीय व्यामपट्टो' का उपयोग शुरू हुआ है। यह बड़ा उपयोगी 

और मनोरंजक है। यह इस्पात का बना होता है जिस पर चुम्बक लगाए जा सकते हैं। चुम्बकीय 

क्‍ स्यामपट्ट प्राइमरी स्कूलों में विशेषरूप से उपयोगी होता है क्योंकि किसी पाठ को दोहराते समय 

अभ्यास के छिए जब बच्चे इस पर कोई चीज़ चिपकाते हैं तो उनका रचनात्मक अवेग अंशतः 

जाग उठता है। और वे मनोरंजक कार्यकछाप के माध्यम से सीखते हैं। यह वस्यामपट्ट अध्यापक 

के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। चुम्बको' की सहायता से वह व्यामपट्ट पर चित्र, चार्ट आदि 
ठीक ढंग से तुरंत छगा सकता है । 5 ०६. * 

















लोड्स विश्वविद्यालय में चुम्बकीय 
एयामपट्ट पर एंक पाठ का प्रदर्शन । 
( चित्र लेखक द्वारा ) 








झुन्दरबन के एक हाईस्कूल के कुछ उत्साही अध्यापकों ने ( लेखक द्वारा इंगलेण्ड कुछ का 
बे पूर्व लाए गए ) चुग्बकीय स्यामपट्ट का बहुत ही मनोर॑जक उपयोग किया है। यह स्यामपट्ट.... द 
न केवल छोटे बच्चो' को पढ़ाने में सहायक हुआ बल्कि ऊँची कक्षाओ' के विद्याथियो' को विज्ञान भर « 
फ ...._ स्वास्थ्यविज्ञान जैसे विषय पढ़ाने में भी उपयोगी जान पड़ा । क्‍ 














८५ 








क्‍ ९ .. फ्लनेल पढ कि 


चुम्बकीय व्यामपट्ट की भाँति फ्लेनेल पट्ट भी द्वाल ही में ब्रिटेन और अमरीका में 
प्रचलित हुआ है। छोटी कश्लओं के विद्याथियों को पढ़ाने में यह जितना उपयोगी सिद्ध हुआ है 
उतना ही ऊची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी |... 


फ्लेनेल अथवा रेगमाल के टकड़े थोड़ा-सा दाब देने पर इस पट्ट पर चिपके रह जाते 
हैं; इसलिए चित्रों, रेखाचित्रों आदि के दूसरी ओर इनके छोटे-छोटे टुकड़े चिपका दिए जाते हैँ 
. ताकि इन्हें फ्लनेल पट्ट पर" टिकाया जा सके। यदि व्यामपट्ट पर छगाई जानेवाली चीज़ें फ्लनेल, 
.. स्थाही सोख या रेगमाल काटकर ही बनाई गई हों तो किसी और खरदरी सतह वाली चीज़ की 
. ज़रूरत न-होगी । ! 


द फ्लनेल पट्ट का उपयोग भी सामान्य श्यामपट्ट की भाँति पूरी चर्चा के दौरान किया जा 
.. सकता है ; अन्तर केवल यह है कि श्यामपट्ट पर हमें चित्र, रेखा चित्र भादि खींचने पड़ते हैं, शब्द 
. लिखने पड़ते हैं जबकि फ्लेनेल के पट्ट पर हम तैयार की हुई चीज़ें लगाकर दिखाते हैं: 
. और ज़रूरत पड़ने पर हटा छेते हैं। -श्राइमरी स्कूलों में छोटे-छोटे छड़कों-छड़कियों को 
. ये चीज़े फ्लनेल पट्ट पर जमाने के लिए प्रायः दी जाती हैं ताकि उनका रचनात्मक आवेग 
- जागृत हो । से हे आर आओ ओह कज ५ 


<८ढ 


इस साधन की सहायता से अंकगणित, व्याकरण, स्वास्थ्यविज्ञान, क्रियाविज्ञान, प्रकृति-अध्ययन, 
भूगोल, भाषाएं आदि. विषयों की पढ़ाई बहुत मनोर॑जक और सार्थक हो सकती है। नकशे और 
. कहानियाँ फ्लेनेल पट्ट पर नाठकीय ढंग से प्रद्शित की जा सकती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की... 


























! 
[ 
; 
॥ 
| 





हम हक तक .. सुरेन्द्रनाथ इन्स्टीट्यूशन, कलकत्ता के माध्यमिक 0 
हे विभाग की एक छोटी कक्षा का विद्यार्थो फ्लेनेल . सब ४5 जा । 
-.. €पंद्र की सहायता से हिन्दी सीख रहा है। व की या 


स्थिति सममाने के लिए पहले फ्लेनेल पट्ट पर रेगमाल का बना भारत का खाका रखें। फिर रेगमाल 
.. पर काटकर बनाएं गए विश्निन्न राज्यों के खाक्े एक के बाद एक उस पर जमाते जाए ताकि पूरे देश का - 
.. नकझशा बन जाए। भारत का खाक ओर राज्यों के आकार रेगमारल के बदले अनमिल रंगों की ६ मा 
... फ्लैनेल के भी बनाए जा सकते हैं। बच्चों के लिए हो और या वयस्कों के लिए ज्यॉ-ज्यों कहानी... हा 





। 


.. अथवा चर्चा आगे बड़े त्यों-त्यों यदि तंदनुहूप चित्र भी फ्लेनेल पट्टपर लगाए जाए तो वह अधिक... ः जा 
साथक ओर आनन्दप्रद हो सक्रती है। ध्यान यही रखता होगा कि . फ्लनेल पट्ट पर दिखाए कक 
जानेवाले चित्र आकर्षक हों और इतने बढ़े हों कि सभी उपस्थित छोगो' को साफ़-साफ़ दिखाई दे।... . . हा 


का यदि कमरे में प्रकाश कम हो तो स्लाइड या फिल्मपट्टी के अज्लेपी से पट्ट पर अकाश की व्यवस्था... ः हे 
। कीजासकतीहै। || || है 7 व मा कक मर 2 हा कम 














. फ्लैनेल- पह पर दिखाए गए चिड़ियों के ये चित्र अकगणित के पाठों 
_ मनोर॑जक बना देते हैं। पाठ बदलन के लिए चित्रों और अ'कों को नए हंग 


(0000 कटी 


फ्लनेल पट्ट की सहायता से कहानी का विस्तार करती हुईं शिक्षिका ( बंबई स्थित पी० बी० 
महिला शिक्षातत्व महाविद्यालय के सौजन्य से ) 


टो० डी० 


आधा नम 





को वास्तविक और 
द । से तुरंत व्यवस्थित 
किया या सकता है। ( सुरेन्द्रनाथ इन्स्टीट्यूशन, कलकत्ता की एक छोटी कक्षा). 
































लेक व्यू हाईस्कूल, कलकत्ता कें बालिका-विभाग की बच्चियाँ फ्लेनेल पद्ठ की 

सहायता से त्तीन भाषाओं (अगरेजी, हिन्दी ओर बंगाली) में जानवरों के नाम 

सीख रही हैं। इस शिक्षा में उतका मनोरंजन भी हो रहा है ।,क्या कीईं उनके 
लिए शिक्षा का इससे और अच्छा ढंग सुभा सकता है! , 


श हे; ' 


फ्लेनेल के पट्ट खर्चीले नहीं होते। उन्हें तैयार करने [में कठिनाई भी नहीं होती । 


नमदे या फ्लेनेल के टुकड़े को कसकर फेलाया जाता है और .फिर सरेस से उसे पतली प्लछाई, 
_ मैसोनाइट या मोटे गत्ते के साथ चिपका देते हैं । कुछ समय पहले कलकत्ते के एक व्यामपट्ट-विक्रेता 


हु 


ने लेखक के लिए बहुत ही आकर्षक और मज़बूत फ्लेनेल पट केवल बीस रुपए में बना दिया था। 


कक्षाओं के लिए बनाए जानेवाले फ्लेनेल पट्ट का आकार ६ फुट*४ फुट से छोटा न होना 








चाहिए। यदि फ्लेनेल पट्ट छोटा हुआ तो अध्यापक को विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है 
. और अत्यन्त उत्सुक विद्याथियों' से कहना पड़ता है कि अत्यन्त मनोयोग और सावधानी से जो 
चीज़ें उन्होंने रेगमाल से तैयार की हैं उन्हें लगाने के लिए पट्ट पर जगह नहीं हे। (यह स्थिति 





बालक फ्लनेल पट की सहायता से स्वकल्पना प्रसृत कहानी कह रहा है। 
प्रदर्शन के लिए चित्रभी उसी ने बनाये थे । 


लेखक के सामने कई बार आ चुकी है)। किसी भी रंग की पलेनेल का प्रयोग किया जा सकता है, _ 
... पर कुछ गदरा हरा अथवा नीछा रंग अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होता है। हलक रंग गंदे हो जाते 
हैं और रंगो' की विषमता भलीभाँति स्पष्ट नहीं हो पाती । द द 


यदि फलनेल पट्टो का प्रभावपू्ण उपयोग सामाजिक शिक्षा-कार्य में किया जाए तो वयस्कों " द 
को सारी उपयोगी जानकारी मनोरंजक ढंग से दी जा सकती हे। मनोर॑जक ढंग से कही 


का गई कहानियों को ग्रामीण बहुत पसंद करते हैं। सामाजिक शिक्षा के संगठनकर्त्ता, यदि... 


ते चाहें तो, चित्रांकन के अल्प कौशल से ही, फ्लेनेल पट्ट के लिए कद्दानियो' के छिएं मनोर॑जक 


रद . चित्र तेयार कर सकते हैं।. 



































सन शक कि 4 मद टकक  2पह पल तल पक 


नफके ड 
































सत्ता 


राँची के निकट एक साप्दायिक विकास खंड में एक ग्राम-सेबक फ्लेनेल पट की सहायता से... पर 
... होनहार नौजवान किसानों को खती के नए तरीक़ो समभा रहा है। क्‍ ह कप 
8३३58 यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्मेंशन सर्विस के सौजन्य से द « न 




















९. विज्ञति पह 


. विज्ञप्ति पट्ट की उपयोगिता 


ह्व्य-श्रव्य॒ साधुन के- रूप में विज्ञप्ति पट्ट का शोक्षणिक महत्त्व बहुत अधिक है। 
दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे बहुत ही कम आश्ुनिक स्कूल हैं जिनमें कक्षा विज्ञप्ति पद्ट उपलब्ध हो। 
जिन स्कूलो' में हैं भी, उनमें आयोजित या व्यवस्थित ढंग से इनका उपयोग सामान्यतः नहीं किया 
जाता । - कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जेसे नगरो' के स्कूछो' और कालेजों' की कप्ष्यओ' की दौबालें 
सूनी दिखाई देती हैं। शिक्षण सम्बन्धी कोईं भी दृश्य-सामग्री वहाँ नहीं होती । इस स्थिति के पक्ष: में 
कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी सभी सासग्री आसानी से मिल सकती है। संसार को किसी भी 
भाग में किसी निष्ठाबान्‌ अध्यापक को विज्ञप्ति पट्ट पर अद्शित करने योग्य उपयुक्त सामझी उपलब्ध करने 
में कभी कोई कठिनाई नहीं हुईं। मुख्य कठिनाई है इस साथन को स़रहत्त्व देने की तत्परता की । हमारे देश 
में शायद ही कोई ऐसा प्रशिक्षण महाविद्यालय हो जो इस साधन को वैसा महत्त्व देता हो जैसा वस्तुतः 
देना चाहिए । दिल्ली स्थित दृश्य-श्रव्य शिक्षा क राष्ट्रीय संस्थान को इस उद्देश्य से एक अलग कक्ष तेयार 
करना चाहिए कि संस्थान में आनेवाल प्रशिक्षाथियों और संस्थाओ' के प्रधानो' को एक आदश 


कक्ष के रूप में उसे दिखाया जा सके । उन्हें समझाया जा सके कि प्रत्येक कक्षा में कस-से-कस तीन... 


साधारण और कम खर्चीले साधन--श्यामपट्ट, फ्लेनेल पट्ट और विज्ञप्ति पट्ट--होना बहुत आवश्यक _ 
है। राष्ट्रीय संस्थान में ये सभी पट्ट निस्सन्देह सभी दृष्टियों से आदश होंगे।... 


ही 


जा 0 द 
























































न 


७ के 


द्य्य-श्रव्य शिक्षा के सम्बन्ध में जुलाई, १९०३६ में हुए अखिल भारतीय अध्यापक सम्मेलन 
ने सुझाव दिया था कि विद्यार्थियों द्वारा विज्ञप्ति पष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 
अध्यापकों को नीचे लिखे तीन सिद्धान्तों' का पालन करना चाहिए: 





एक आकर्षक विज्ञप्ति पट्ट के बिना कोई भी कक्षा परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। 
( यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ़मेंशन सार्विसेज के सोजन्य से ) 


“क) विज्ञप्ति पट्ट कक्षा अथवा स्कूल की सर्वकालीन पत्रिका है। इसका उद्देश्य विद्याथियों 
को उनसे सम्बन्धित प्रत्यक्ष जानकारी देना*्तथा ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा और इच्छा को उकसाना है; 


|. (ख) विज्ञप्ति पट्ट के विविध तत्त्वो' के विन्यास और निद्शन में एक संगति और 'समरसता 
सदा रहनी चाहिए ; 


है 4 विज्ञप्ति पष्ट की सारी सामग्री विद्याथियों' के रचनात्मक ग्रयासो' का परिणाम होनी 


चाहिए, भले ही ये अयास अध्यापक के सामान्य निर्देशन में किए गए हो'। यह काम सब विद्याथियों 


द्वारा विद्यार्थियों के लिए किया गया विद्याथियों' काहोनाचाहिएए..... ; 








| 
| 














द ... जापानी वस्तुएँ तथा चित्र प्रदर्शित करता हुआ विज्ञप्ति पट्ट 
8 .. (बंबई स्थित पी० वी० टी० डी० महिला शिक्षातत्व _ 
महाविद्यालय के सोजन्य से)।..... 


विज्ञप्ति पट्ट कई प्रकार से उपयोगी होता हैं : 


(१) विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रचनात्मक काय को प्रदर्शित करने को लिए विज्ञप्ति पट्ट 
उपयुक्त स्थान प्रस्तुत करता है । 


(«) चित्रों, समाचारपत्रो' और पत्रिकाओं की कतरनो', निद्श-चित्रो' तथा विशिष्ट पाठों' 
या सामयिक रुचि क प्रकरणों से सम्बन्धित उत्पादन के छोटे-छोटे नमूनो के प्रदर्शन के लिए यह 
उपयुक्त स्थान होता है । 


(३) सूचनाओं, नियतकार्यों व विशेषयोग्यताओं आदि के नोटिस चिपकाने के लिए 
उपयुक्त स्थान होता है । 


(४) बच्चो को एक टोली के रूप में काम करने का अवसर देता है। 
(५) कक्षा के वातावरण को समृद्ध करता है । 


(६) गाँवों में वयस्को' को पढ़ाने के लिए बहुसूल्य साधन है 
विज्ञप्ति पट्ट को उपयुक्त स्थान पर छंगाना 


स्यामपट्ट की भाँति किज्ञप्ति पट्ट को भी कक्षा में उपयुक्त और ग्रकाशपूर्ण स्थान पर रखना 
चाहिए-प्रकाश प्राकृतिक हो या कृत्रिम । जब स्कूल की इमारत बन रही हो तभी विज्ञप्ति क्‍ पट्ट 
लिए स्थान निश्चित कर देना चाहिए। भारत की जिन कुछ संस्थाओ' में विज्ञप्ति पट्ट हैं उनमें 
सामान्यतः समूची संस्था के लिए केवल एक विज्ञप्ति पट्ट दरवाज़े के पास रहता है । उसे किसी उपयुक्त 
स्थान पर नहीं रखा जाता | विज्ञप्ति पष्ट को बच्चों के दृष्टि-स्तर के बराबर रखा जाना चाहिए।,. 
गाँव के वयस्कों के लिए बनाए गए विज्ञप्ति पट्ट को ऐसे सुविधाजनक स्थान पर रखना चाहिए ताकि 
अधिकाधिक लोग अद्शित वस्तुओं को देख सके। 


विज्ञप्ति पट्ट के उपयोग से संबंधित महत्त्वपूण बातें 


विज्ञप्ति पट्ट का उपयोग करते सुमय नीचे लिखी बाते ध्यान में रखनी चाहिए : 

(१) केवल विषय से सम्बन्धित और उपयुक्त सामग्री प्रदर्शित की जानी चाहिए । 

(२) अ्रदर्शित सामग्री सफ़ाई के साथ सुव्यवस्थित ढंग से दी जानी चाहिए। . * हे 

(३१) अद्शित सामझी का जमघट न होना चाहिए।. 

(४) प्रदर्शित सामग्री का आकार ऐसा अवश्य हो कि सामान्य दूरी से उसे साफ़ देखा जा सके। 


(०) सामग्री बदलने की अवधि बहुत लम्बी न होनी चाहिए । 


# ९७ 


है! 
| 

| 
है 
दा 
५] 











(६) प्रत्येक सामग्री का उपयुक्त शीर्षक होना आवश्यक है । 
(७) रेखनपिने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो । 


८) विशिष्ट पाठो' के सम्बन्ध में उपयुक्त सामग्री के संककन और प्रदर्शन का दायित्त्व प्रायः 
.. विद्याथियों को सौंपना चाहिए। . 


.. विज्ञप्ति पट्ट केसे बनाएँ 


विज्ञप्ति पट बताना बहुत आसान हैं। ५ फठ & ३ फठ ६ इंच आकार का एक फ़्ूम बनाएं 
. (कश्ा के आकार के अनुसार फ्रेम का आकार छोटा-बड़ा हो सक्रता है ) और उसे हाई से या।<रेशा 

तख्ते से भर दें। आकर्षक बनाने के लिए उसे रंग दें। विभिन्न रंगों की लिनोलियम और मेसोनाइट 
चादर भी विज्ञप्ति पट्ट बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं । 


८ 2 





























मानचित्र और ग्लोब 


; ८ ७०७»->२०-बन++म--+33334 वर त-ब 33 नत #औजओल-+ « *+++>--_-_->+++-०० »*कन »« -+- बन - 
+४र ७७+>०+>>+त 3 क-कनक3-+> कल + रतन न जग ०-० ८ ““+.०-४२०००७२५५.०७५७- ७..३०३२५-३.......ल्‍ल.२०२०००४०७७०-५७+०/-क-क - ह ४ 


छः 


कक्षा में सर्वाधिक प्रयुक्त अध्यापन-साथनों में से एक है मानचित्र ; उसकी सहायता से ह्दी 
भूगोल ठीक-ठीक पढ़ाया और सीखा-समक्ता जा सकता हैं। संभवतः यह कथन सत्य है कि ९९ प्रतिशत 
भूगोल नक॒शों में प्रस्तुत किया जा सकता हे। मानचिन्र की-सहायता से हम किसी स्थान की 
स्थति, उसकी दूरी और उस दूरी के बीच क्या-वया है यह सब ठीक-ठीक समझ छेते हैं। यद्यपि 
मानचित्र कक्षा में सर्वाधिक प्रयुक्त साधनो' में से है फिर भी दुर्भाग्यवश वह सबसे कम समझा जानेवाला 


साधन हैं। कारण यह हं कि मानचित्र में निहित वास्तविकताओं को समझने के लिए बच्चों को 
बहुधा सहायता नहीं मिल पाती । 


कर 


बच्चों को मानचित्र का अध्ययन सिखाने का सरल तरीका 


बन्चों को मानचित्र का ज्षष्ययन करना सिखाने का एक बहत ही उपयोगी तरीका है । 
श्यामपट्ट पर अध्यापक कोई सामान्य वस्तु, उदाहरण के लिए एक पुस्तक रखे और उसके चारों ओर 
एक रेखा खींच दे। पुस्तक हटा छेने पर एक रेखाकार दिखाई देगा जो चित्र नहीं होगा । इसे 
एक खाका या नक्शा कह सकते हैं। बच्चों से कहा जा सकता है कि ऐसे ही विविध उपलब्ध वस्तुओं 


के खाकर तयार क' । इसके बाद कक्षा के कमरे का खाक़ा या नकशा तैयार किया जाना चाहिए, पर 


वह इतना बड़ा होता है कि उसके पूरे आकार का खाका नहीं बनाया जा सकता । इसीलिए पमाने 
का उपयोग आवश्यक हो जाता है। यह आवश्यक है कि कक्षा के कमरे का मानचित्र किसी उद्देश्य 


छः 


5९ 














मानचित्र समभने में बालकों की सहायता ( कलकत्ता स्थित साउथ प्वाइंट 
_ स्कूल के सौजन्य से)... 


से ही तैयार कराया जाए। यह मानचित्र ख़ाका मात्रा नहीं होना चाहिए बल्कि कक्ष 
में कुछ अन्य बातें दशनिवाला मानचित्र होना चाहिए। उसे 'मेरी कक्षा के कमरे का 
नास देना सुविधाजनक होगा।.. 








किसी मानचित्र की कसोटी यह नहीं है कि वह देखने में अच्छा लगता ह या नहीं ; उसकी 


कसौटी यह हैं कि जिस उद्देश्य से वह बनाया जाय उसे पूरा करता है या नहीं । मानचित्र सफ़ाई 
से बने हुए होने चाहिए, पर सफ़ाई ही काफ़ी नहीं है । खच्छ और शुद्ध मानचित्र सर्वोत्तम होते हैं। 
परन्तु स्वच्छ और अशुद्ध मानचित्र तो गन्दे नक॒शों से भी बुरे होते हैं, क्योंकि उन्हें तेयार करने 
में अनावश्यक्र बातों पर समय लग जाता है । 


सानचित्र बनाने की अवस्थाएँ 


पहिला मानचित्र तेयार करने में कुछ-न-कुछ भूलें हो ही जाएंगी ; उसे दुबारा बनाना 
होगा । इसीलिए बच्चों को ऐसा न लगे कि उन्हें वही काम दुबारा करना पड़ रहा हैं। उसी 
मानचित्र को दूसरा शीर्षक देकर इस स्थिति से बचा जा सकता हे, जेसे, “मेरे बेठने की जगह का सागे।”? 


पेमाने के अनुसार नापजोख कर ठीक-ठीक मानचित्र बनाने की कोशिश पहले-पहल नहीं 
की जानी चाहिए। शुद्ध मानचित्र बनाने से पहले बच्चों को पंसाने का आशय समभाना चाहिए । 
यह समर धीरे-धीरे अभ्यास से भाती हे । 


२ | कक कै च् 
मानचित्र बनाने की दूसरी अवस्था में स्थान का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता हैँ पर कागज़ 
का आकार उतना ही रहता हैं। इस अवस्था में खेल का मेदान, पड़ोस की सड़के आदि, कक्षा के कमरे 


2. 


से बाहर की चीज़ों को नक॒शे में दिखाया जाता है। पेसाने का आशय अब अधिक स्पष्ट होता 
चर 


हं। दीवाल से बाहर की चीज़ों को सोचने-समभने की प्रक्रिया से रोष संसार की कल्पना करने की 
क्षमता बच्च्चों को प्राप्त होने लगती है । 


इसके बाद मानचित्र में दिखाया जानेवाला क्षेत्रफल क्रमशः बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण 
के लिए, दिल्ली के स्कूल में इस प्रकार के नकशे बनाए जा सकते हैं : 'स्कूल से राष्ट्रपति भवन का _ 


री 


मार्ग, 'स्कूल से छाल किले का मार्ग । 


क्षेत्र की व्याप्ति बढ़ाकर बच्चों को उन क्षेत्रों से परिचित कराया जाता हे जिन्हें वे नहीं जानते 
इस तरह मांनचित्र की सहायता से ज्े नई चीज़े सीखने लगते हैं। नए क्षेत्रों को उन वस्तुओं से 
संबंधित करके दिखाना चाहिए जिनसे बच्चों का प्रत्यक्ष परिचय हो । 


मानचित्र की व्याख्या से संबंधित भूले 


हमारे स्कूलो' में मानचित्रों की सहायता से जो भूगोल पढ़ाया जाता हे वह बहुघा यथार्थ 
नहीं होता । 'सारत का ऊपरी सिरा' 'अफ़िका का निचला सिरा”, “नकशे में ऊपर की ओर बढ़ते. 
हुए--ऐसी पदावली का प्रयोग प्रकट करता है कि मानचित्नो' का विचार मात्र मस्तिष्क में रहता है; 


का + 


१०१ 





मानचित्र अध्यापन की यथार्थ पृष्ठभूमि नहीं बना पाते। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की 
भूले नकृशो को दीवाल पर ठाँगने की प्रथा के कारण होती हैं। फिरभी ऐसी अवांछनीय शब्दावली 
से बचने का पूरा-पूरा प्रयल्ल किया जाना चाहिए। 


विविध ग्रकार के मानचित्रो' का प्रयोग 


यद्यपि सभी अच्छे माध्यमिक रुकूछों में सामान्यतः विविध प्रकार के मानचित्र रहते हैं, 

फिरभी भौतिक-राजनेतिक मानचित्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं और अन्य सानचित्रों' का 

योग बहुत कम किया जाता हैं। किसी देश की सीमाओ' को अथवा उसके भीतर प्रशासनिक 

क्षेत्रों पहाड़ों, नदियों तथा रेगिस्तानों आदि को जान लेना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हे, किन्तु 

जिन मानचित्रों में देश की आबादी की सघनता, उसकी जलवायु, मिट्टी, ऊंचाई, वनस्पति, उद्योग 
आदि दिखाए गए हो' उनका अध्ययन भी साथ ही साथ होना चाहिए । 





सम्तार का उच्चातच ( रिलोफ़ ) मानचित्र ( अमरीका के 'एयरो सर्विस कार्पोरेशन, फिलाडेल्फिया 














43 73 ३ $। 





ब०्३ हे 





स्थलरूप रेखा (टोपोआफ़िकल कास्सेप्ट) समम्ताने के लिए त्रिविभितीय (श्री डायमेन्सूनल) 
उन््चावच मानचित्रों की भी आवश्यकता है। अब अपेक्षाकृत कम मूल्य पर हास्टिक के बने हलके पर 
मज़बूत उच्चावच मानचित्र उपलब्ध हैं। लकड़ी, मिट्टी या छ्लास्टर से अध्यापक और विद्यार्थी ऐसे. 
मानचित्र बना सकते हैं। तो भी, विद्यार्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से समक्ता दी जानी चाहिए 
कि उच्चावच मानचित्र में दिखाई गई ऊँचाइयाँ किसी अर्थ में भी सही नहीं हैं। उन्हें इसलिए 
बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है ताकि वे आसानी से देखी जा सके । कुछ भूगोलवेत्ता इन अशुद्ध 
सानचित्रों के विछद्ध हैं, किन्तु ये मानचित्र इतने अधिक यथार्थ रूगनेवाले होते हैं कि इनके बिना 
हम काम नहीं चला सकते । फ़ोटोग्राफ़ी की आधुनिक तकनीकों के परिणामस्वरूप सपाट मानचित्र 
चाहे कितना ही त्रिविमितीय क्यों न दीखे, यथाथ त्रिविमितीय उच्चावच मानचित्र का स्थान नहीं 
ले सकता । द 


कक 


चित्रीय मानचित्र प्रेरणा और जानकारी देनेवाले होते हैं। अच्छे स्तर की प्राथमिक 
शालाओं में इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन भूगोल के कुछ लेखकों ने इन मानचित्रों 
के सम्बन्ध में रोष प्रकट किया है; यों, कुछ अन्य अनेक लेखक ऐसी आशंकाओं को उचित नहीं 
समझते । पहिले वर्ग के लेखकों ने दो विशेष आपत्तियाँ उठाई हैं। चित्रीय मानचित्र यथा 
नहीं होता, जबकि मानचित्र में दरशशित वस्तुएँ ठीक-ठीक दी जाती हैं। मानचित्र का अध्ययन 
सिखाने के लिए चित्रीय मानचित्रों के उपयोग का परिणाम यह होता है कि वास्तविक मानचित्रों 


को समभ्त पाना और भी कठिन दो जाता है । 


ु अध्यापक द्वारा स्यामप्ट पर खींचे जा सकनेवाले मानचित्र की व्यापक उपयोगिता का 
अनुसव भारतीय स्कूलों में बहुधा नहीं किया जाता । प्रकाशित सानचित्र उपयोगी और महत्त्वपूर्ण 
तो होता है ; पर उसमें इतने अधिक विवरण रहते हैं कि उसे पढ़ने और समझने में कठिनाई होती 
है। प्रकाशित मानचित्र की अपेक्षा मानचित्र का खाका (आउटलछाहन) अधिक उपयोगी जान _ 
पड़ता है । खाका अनावश्यक चीज़ों से मुक्त रहता है, इसलिए चर्चागत प्रकरण को स्पष्ट करने 
के लिए पर्याप्त जोर दिया जा सकता है। बच्चों द्वारा भरे जाने के लिए यदि मानचित्र के छोझे-छोटे 

खाके ज़हरी हों तो अनुलिपित्र की सहायता से अथवा सम्बन्धित देश का गत्ते का प्रतिरूप छड़कों से नी 03 
बनवाकर और उसके चारों ओर रेखांकन करके प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं।.. जग 


_ सानचित्री' का चयन और उनकी सँमाल 


..॑/॑ हमारे बहुत से स्कूलों में आज जो नक्शे प्रयोग में आ रहे हैं वे या तो निम्न कोटि के हैं 
.. या उपेक्षित स्थिति में हैं। कुछ स्कूलों में तो वे फ़श पर पड़े मिलते हैं। यह स्थिति सचमुच 
द खेंदजनक है। मानचित्रों की सामान्य सुरक्षा और उनके चुनाव में नीचे लिखी बातें सहायक होती 


का 


उप ० 























































दम 0 अम 





# ५०% ५ ७५५ ॥ ७५०७ "५६ हे (6040, 


पा गिल ४९०३४ ६८ री कि 


!(ः 


















































एक उच्चातच भूगोलक ( एयरो सर्विस कार्पोरेशन, फिलाडेल्फिया, अमरीका के सौजन्य से)। 5 8. 


ि 

















. (१) मानचित्रों की सतह चमकदार न होनी चाहिए।. दीवाल पर दँगे चमकदार सतह वाले 
मानचित्रों को ठीक-ठीक देख सकने में कक्षा के कुछ भागों में बेठे विद्यार्थियों को कठिनाई हो सकती है । 

(२) मानचित्र अत्यधिक विवरणात्मक न होने चाहिए। मानचित्रों में प्रयुक्त नाम और 

. अतीक सामान्यतः विद्यायियों की समर में आनेवाले होने चाहिए।.. क्‍ 


(३) मानचित्रों में पेमाने का अंकन स्पष्ट और विज्वसनीय होना चाहिए । 


३. औ-) कण 


(४) सानचित्रों का आकार काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि कक्षा में पीछे बठे विद्यार्थी 
भी साफ़-साफ़ देख सके । 


. (७) रंग मानचित्रों की अनेक बातों को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है, फिरभी 
बहुत अधिक रंगों वाले मानचित्रों से बचना चाहिए। 


(६) सानचित्र इतने मज़बूत होने चाहिए कि कक्षाओं में होनेवाल दनिक उपयोग 
के लिए मिल सके । 


मानचित्र ऐसे बकसों में रखे जाने चाहिए जिनमें धूल न जा सके | समय-समय पर मानचित्रों 
की जाँच-परख होती रहनीं चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार छोटी-मोटी मरम्मत की जा सके। 


ग्लोब या भूगोलक : एक अपरिहाय साधन 


हमारे युग में हवाई यात्रा के कारण लोग अधिकांधिक अन्‍्तराष्ीयं श्रत्ति वाल होते जा रहे हैं हज द 


अतः भूगोलक एक अपरिहाये दृश्य-श्रव्य साधन हो गया है । कुछ प्रयोजनों के लिए सपाट मानचित्र 
की अपेक्षा भूगोलक श्रेष्ठ सिद्ध होता है। भूगोलक की सहायता से हम संसार की भौतिक एकता, 
उसके एक भाग का हशोष भागों के साथ सम्बन्ध तैथा संसार के एंक भाग से दूसरे भाग की दिशा-स्थिति 
देख और सममककत सकते हैं। भूगोलक की सहायता से अक्षांश ओर देशांश, समय-परिवर्तन और 
... ऋतु-परिवतन सरलता से समझे जा सकते हैं । 


भूगोलक शिशुशालाओं के छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी साधन है । दूरस्थ देशों के... 


 छोयो' और वहाँ की घटनाओ ' के बारे में बच्चे प्रायः पढ़ते-सुनते रहते हैं। अभी उस दिन सिहिर क्‍ 
सेन ने जिब्राल्टर की. प्रसिद्ध जलसंधि को तेरकर पार किया था। कहाँ है यह जलसंधि ? अफ़ीका 


और यूरोप के महाद्वीपो' को यह केसे विभक्त करती है १ शास्त्रीजी का निधन ताशकंद में हुआ। 


. मंज के चाचा ने यह चित्र एडिनबगग से भेजा है। कहाँ हैं ये स्थान? इन प्रश्नों के उत्तर मानचित्रों 
की अपेक्षा भूगोलक अधिक साथंकता से दे सकते हैं।रः द 


. १०६ 


' 3 | 





उच्चावच भूगोरूक 

. जेसा पहले कहा जा चुका है, भूगोल के कुछ लेखक भूगोलक अथवा मानचित्र में ऊँचे भूखण्डों 
को उच्चावच पद्धति से दिखाने के विरोधी हैं क्‍योंकि इस प्रकार इनमें ऊँचाई ठीक-ठीक नहीं दिखाई 
जा सकती । यदि अठारह इंच व्यास वार भूगोलक में ऐवरेस्ट की ऊंचाई ठीक-ठीक दिखानी 
हो तो उसे एक इंच के शर्तांश से कम ही रखनी होगी । “भूगोलक संतरे की अपेक्षा कहीं अधिक _ 
चिकना होता है। यदि उसका धरातर जुरा मी ऊबड़खाबड़ रहा तो बिल्कुल ही गलत असर 


पड़ेगा ।*२ 


यह तक निस्सन्देह सही है, फिरसी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि विद्यार्थियो' को 
ऐसा भूगोलक देखने को मिल जिसमें उच्च्चावच ओर प्राकृतिक रंग-पद्धति अपनाई गई हो तो 
भूमण्डल के संबंध में उनकी धारणा अधिक स्पष्ट हो सकेगी । द 


भूगोलक का उपयुक्त आकार-प्रकार 


आजकल हमारे अधिकांश स्कूलो' में भूगोलक रखे जाते हैं, फिरभी न तो 
वे वांछित ढंग के होते हैं और न उनका आकार ही उपयुक्त होता है। फिर, उनका उपयोग 
जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जाता । कक्षा में काम आनेवाले भूगोलक १६ इंच 
व्यास से कस के न होने चाहिए, यद्यपि १६ इंच व्यास वाला भूगोलक मी पूरी कक्षा के देखने के 
लिए पर्यात बड़ा नहीं होता। दूकानों में इससे बढ़े आकार के भूगोलक नहीं मिलते, इसलिए 
कुछ स्कूलो' में अध्यापक ओर विद्यार्थी स्वयं ही उपयुक्त आकार के बड़े भूगोलक बना लेते हैं। 
भूगोलक बनाने में बच्चों को आनन्द भी आता है। बड़े आकार का भूगोलक बनाना बहुत 
सरल है और उसे कम ख़चे में बनाया जा सकता है। काफ़ी बड़े आकार के गोलक घासफ्स और 
टाट से या अन्य एसी ही वस्तुओ' की सदद से पहिले बनाए जाते थे। छेई की सहायता से 
उस पर कई पर्तों' में अख़बारी कागजु चिपका दिया जाता था । उन्हें चिकगा और समतलत बनाने 
के लिए काग़जू की छुगदी लूगाई जाती थी । फिर उसे सुखाया जाता, उस पर रंग लगाया 
जाता और मानचित्र खौंचा जाता था ।, द ही 


_काग्रजू की छगदी बहुत ही कम खचे में कोई भी बना सकता है ; अखबार के छोटे-छोटे टुकड़े 
किसी बतेन में भरें। फिर ऊपर तक गरमपानी सर दें। रात भर कागज़ो' को पानी में मीगने 


दँ। इसके बाद छुलनी से या दबाकर कागजु का अतिरिक्त पानी निकाल दें। फिर आटे की 


लेई उसमें मिलाएं। अखबार के जितने ताव प्रयोग में लाए गए हों छगभग उतने चम्मच द आटे का 


... १३ जेम्स फ्यरश्रीब--ज्योग्रफी इन स्कूल! । 





एक स्‍्लेट-पृष्ठीय भूगोलक (जाज फिलिप एण्ड सन द 
तथा ओरिए'ट लांगमेन्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के 
सौजन्य से )। 




















प्रयोग' करे । छेई डालकर तब तक खूब घोटे जब तक सारा पदार्थ चिपकने वाली लसदार छुगदी न 
बन जाए। 


स्कूलों में काम आनेवाले भूगोलक तीन प्रकार के होते हैं: राजनेतिक भूगोलक, भौतिक- 
राजनेतिक भूगोलक और स्छेट-प्रष्ठीय भूगोलक । प्राइमरी कक्षाओं में राजनेंतिक भूगोरूक का 
उपयोग किया जाता है। इसमें न्यूनतम विवरण दिए रहते हैं । ऊँची कक्षाओं में मौतिक-राजनैतिक 
भूगोलकों का उपयोग किया जाता है। इनमें उच्चावचन अथवा रंग की सहायता से ऊँचे भूखण्ड 
दिखाए जाते हैं । स्लेट-प्रष्ठीय भूगोंछक सभी कक्षाओ' के लिए उपयोगी होता है क्योंकि विशिष्ट 
आवश्यकता के अनुसार उस पर मानचित्र खींचा जा सकता है । क्‍ 


भूगोलक प्रायः पीठिकाओ' पर रखे जाते हैं. या भले में, पर छत से- छटकाए गए भूगोलक 
से ही सर्वाधिक लाभ हो सकता है । यदि छुत से छटकानेवाले भूगोंलक का उपयोग करें तो इस बात 
का ध्यान रखे कि बच्चों का अपना देश ऊपरी सिरे पर रहे । 


मानचित्रो' ओर भूगोछको' का अन्य सामग्री के साथ उपयोग 


अन्य हृह्य-श्रव्य साधनों तथा सामग्री के साथ मानचित्र और भूगोलक ज्ञानाजेन के लिए 
अधिक प्रभावकारी होते हैं। भूगोल के अध्ययन में मानचित्रों भौर भूगोलको' के साथ फिल्मपट्टियों', 
स्‍लाइडो', त्रिविभितीय रेखाचित्रो' और स्थिरवस्तु-चित्रो' का घनिष्ट योग रहता है। विभिन्न देशों 
की टिकरटें और मुद्राएँ तथा प्रस्तरो' और खनिजो' के नमूने मानचित्र के अध्ययन को अधिक सार्थक 
और प्रभ्नावकारी बना देते हैं। १६ मि० मी० की भौगोलिक फिल्में, जो अब शैक्षणिक, शोध ओर . 
प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ तथा विदेशी दूतावासो' से भी मिल सकती हैं, अत्यधिक उपयोगी होती 
हैं। इनमें से कुछ हैं: “अंटाकंटिका! (सं० रा" अमरीका), नार्थ सी” (ब्रिटेन), '्रेज़ द सी' 
(नेद्रलण्ड), 'मेकांग! (सं० रा० संघ) ओर 'होली हिमालयाज़' (भारत)। पर्दे पर प्रद्शित ये 
फिल्में इतनी यथार्थ जान पढ़ती हैं कि प्रत्यक्ष अलुभव ही इनकी समता कर सकता है । 





८ ९९ चित्र और फोटोचित्र 


चित्र अध्ययन को साथेक बनाते हैं. 


चित्र अध्ययन के अमूल्य साथन हैं । वे प्रकरण को अधिक स्पष्ट और रोचक बना देते हैं । 
जिन बातों का प्रत्यक्ष अलुभव बच्चों को नहीं होता वे चित्रों की सहायता से काफ़ी हृद तक स्पष्ट 
“और सार्थक हो जाती हैं। आइए, उस अध्यापक की स्थिति की कल्पना करें जो बच्चों को एक ऐसे 
 पश्ञु के बारे में बता रहा है जिसे बच्चो' ने कभी नहीं देखा । अध्यापक पशु की ऊँचाई, उसके रंग 
सिर, पेर और कानों का वर्णन करता है, पर एकभी बच्चा उस पश्ञु के बारें में ठीक-ठीक नहीं 
समभक पाता । यदि बच्चे उस पश्चु का चित्र देख पाएँ तो वे उसके बारे में कितनी जल्दी और 


ठीक-ठीक समझ छेंगे।. 


. अध्ययन-अध्यापन की किसी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकना कठिन है जिसमें चित्रों 
की सदद्‌ न ली जा सके । अंकगणित और गणित जेसे विषयो' में भी चित्रों से मदद ली जा 
सकती कै। पाँच की संख्या का अर्थ रोचक और यथार्थ ढंग से समम्माने के लिए हम बच्चों को 
पाँच पक्षियों या अन्य किन्हीं चीज़ों के चित्र दिखाते हैं । सात बच्चे और चार आम दिखाने . 


. वाले चित्र से यह प्रश्न स्वतः पेदा होता है कि “हर बच्चे को एक आम देने के छिए और कितने... 


आमों की ज़रूरत है ” सामान्य भूमितीय आकारों--8त्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत आदि--के चित्र 
दिखाए जाने पर वे “सब तुरंत बच्चो की समर में आ जाते हैं। अंगरेज़ी, हिन्दी अथवा अन्य 


११०. 





























किसी भी भाषा को सीखते समय शब्दो' ओर वाक्यों के अथ समभने में चित्र अत्यधिक सहायक 


होते 


| 


स्वास्थ्य ओर स्वास्थ्य-विज्ञान के अध्ययन में भी चित्र अमूल्य साथन होते हैं । 


और अध्यापक यदि बच्चों को उपयुक्त चित्रों द्वारा सहायता करें तो वे सफ़ाई, आँखों 


बच्चों के लिए प्रत्ययकारी साक्ष्य ( चित्र, लेखक द्वारा ) 


बन 


इनमें से कुछ चित्रों को 


बच्चो' से कहा जा सक्नता है 


अभिभावक 


| 


के 


आर दाँतों 





की देखभाल और आसनों के सम्बन्ध में बहुत जल्द बहुत-कुछ सीख सकते हैं। आजकल पत्रिकाओं 

में उपयोगी भोज्य पदार्थों के चित्रों की भरमार रहती है । 
कर ७ | | है 

पर या फ्लनेल पट्ट पर प्रदर्शित किया जा सकता है । 


विज्ञप्ति पट्ट 
कि अपने 


नाइते. या दोपहर के भोजन के लिए कुछ चीज़ें उनमें से चन ले ओरू अपने चुनाव के कारण भी 


बताए । 


शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाविधि समभने में अन्य किसी साधन की अपेक्षा 'मॉडेल' 


अधिक उपयोगी होते हैं, फिरभी उपयुक्त ढंग से उपयोग करने पर चित्र भी सहायक होंगे । 


स्वास्थ्य-विज्ञान को कक्षा में अनेक अध्यापकों ने विवेचन के साथ मानव शरीर के अंगों 


एक-एक करके फ्लेनेल पट्ट पर प्रदर्शित किए हैं और ऐसे प्रदर्शन को बहुत उपयोगी पाया है । 


कक 


चित्र, चाहे अच्छे हों या बुरे, यथाथ का आभास तो देते ही 


भी, यथासम्भव सर्वोत्तम उपलब्ध चित्रों को ही चुनना चाहिए। 


चित्र 


चित्रों के माध्यम से श्रस्तुत करने पर जीवनी एक मार्मिक जीवन्त अध्ययन बन जाती है । 
महापुरुषों के सम्बन्ध में बच्चों के सामने चित्र अथवा फ़ीटोचिचन्र प्रदर्शित किए बिना कोई चर्चा 


करनी ही न चाहिए । फिर 


१११ 








फ़ोटो चित्रों के प्रयोग से चर्चा मनोरंजक हो जाती हैं। 
( चित्र, लेखक द्वारा) 











११२ 





श्वसन-तंत्र सम्बन्धी पाठ को फ्लनेल बोर्ड पर बने चित्रों की सहायता से सार्थक बनाती हुई 
अध्यापिका । ( पी० बी० टी० डो० कालेज आफ़ एजुकेशन फ़ार बीमन, बम्बई के सौजन्य से ) 


यथार्थ वस्तुओं के अभाव में, अ्कृति के अध्ययन में चित्रों से बड़ी सहायता मिलती 
हम यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि यथार्थ वस्तुओं और चित्रों या मॉडेलॉं-सभी 


अभाव में छोटे बच्चों को जानवरों, पक्षियों, फूलों और कीड़ोंमकोड़ों के बारे में किस तरह 


है ह ल्‍ ह ह 


समभ्काया जा सकता है। 


चित्रों ओर मानचित्रों की सहायता से समभाने पर भूगोल के सूक्ष्म अर्थ वाले शब्द और प्रतीक 
साथंक बन जाते हैं। अभिभावकों और अध्यापको' द्वारा समाचारपत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में 
निकलनेवाले चुन हुए चित्रों को जब उपयुक्त शीर्षक देकर विज्ञप्ति पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है 
तो छोटे-छोटे बच्चे संसार की देनिक घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। दुर्भाग्य की बात हे कि 
समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाएँ जिनमें बहुमूल्य शिक्षण-साधन भरे रहते हैं, सामान्यत पुराने बेकार 
रहा काग्रज़ का तरह बेच दिए जाते हैं। कम हे अत कक 














खन्फ्ररक -> 5 5 


पक. 








चित्रों के माध्यम से जीवनचरित का अध्ययन सजीव और मार्मिक होता है। 
( साउथ प्वाइंट स्कूल, कलकत्ता की एक शिक्षण-स्थिति ) 


संसार की विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक मानमूल्यों और जीवन-पद्धतियो के 
पारस्परिक आदान-प्रदान और विवेचन को प्रोत्साहित करने में भी चित्रो' का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
'पूव और पर्चिम के विद्वान बहुत समय से एक दूसरे की संस्क्ृतियो' का अध्ययन करते भा रहें हैं; 
लेकिन जिस बोध ओर सद्भाव पर विश्व-शान्ति निर्भर है उस की उपलब्धि के लिए तब तक 
कोई यथार्थ प्रगति नहीं हो सकती जब तक जीवन की सर्वाश्रिक निर्माणात्मक अवधि में बच्चों को. 
इन सांस्क्ृतिक विभेदो' का'ज्ञान नहीं कराया जाता। चित्रों द्वारा इस ज्ञान को सार्थकता से अस्तुत 
किया जा सकता है। साथ ही, अधिक महत्त्व की बात यह है कि सहानुभूति को जागृत करने के 
लिए भी चित्रों का उपयोग किया जा सकता है । रा 


चित्र सस्ते साधन हैं क्‍ है" 6 हे 


चित्रों का संग्रह हर घर और स्कूल में होना चाहिए। समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं', 
केलेंडरो, पर्यटक और प्रचार सामग्री आदि से, बिना खर्चे किए, एक सुन्दर चित्र-संग्ह तैयार किया 
जा सकता है। व्यवसायिक फ़र्मों और विदेशी सरकारों के सूचना केन्द्रों को आवेदन करने पर 
मुफ़्त मिल जानेवाले चित्रों के सेट विशेषरूप से सद्दायक होते हैं। चित्र संग्रह के लिए सचित्र 


बडे. 




































































१ 
7 





कक 


प्रकाशन भी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें ऐसे प्रकाशन भी होते हैं जिनके दाम अधिक नहीं 
होते पर चित्र बड़ी संख्या में रहते हैं ; इसलिए प्रति चित्र मूल्य कुछ पेसे ही पड़ता है । 


आल्कचचू 


चित्रों का उपयुक्त चयन और उपयोग 


चित्रों का प्रभाव उनके उपयुक्त चयन और उपयोग पर निर्भर रहता हैं। अपने 
सीमित अनुमव के कारण बच्चे ग्रायः ग्रतत घारणाएँ बना छेते हैं। उपयुक्त चित्रों द्वारा इन 
आान्त धारणाओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कलकत्ते में रहनेवाला 
कोई बच्चा यह समझता हो कि नारियल कलकत्ते के आसपास ही होते हैं, तो केरल के गाँवों के 
चित्र उसके इस भ्रम को दूर्‌ कर देंगे। अथवा, यदि किसी इग्ल” (बफ़ से बनी मोपड़ी) का चित्र 
देखकर या केनेडा के हिमाच्छादित उत्तरी भाग के 'एस्किमो! लोगो' के देनिक जीवन पर राबटे 


फ़्लेहटी द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध (किन्तु कुछ अंशो में अशुद्ध) फिल्‍म 'नेनुक आफ़ दि नाथ! को देख 





+ 


:8087 २॥॥ 73090 है) [7/% 









सस्ती पुरानी पत्रिकाओं से पशुओं, पक्षियों; मछलियों, फूलों तथा परविहन आदि के सम्बन्ध में . 
अनेक मनोरंजक चित्र संग्रहीत किए जा सकते हैं जो प्राइमरी स्कूलों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
. होंगे। दक्षिण अमरीका के जानवरों के ये चित्र एक पुरानों पतन्निका से केवल १६ पेसे खर्च करके 
एकत्र किए गए थे। इनमें से कुछ का आकार ८ह३ं ० १०३० है। पा 


4१५ 





| 
| 
। 
कर 
१ 





























कर बच्च्चे यह धारणा बना लें कि 'एस्किमो' केवल 'इस्लः में ही रहते हैं, तो आर्कटिक प्रदेश के जीवन 
सम्बन्धी चित्र उनके इस श्रम को दूर करके उन्हें विश्वास दिला देंगे कि इन क्षेत्रों के छोगो' का 
सामान्य आवास “इग्ल' नहीं है। यह सही है कि “'एस्किमो” इग्ल” बनाते हैं और उनमें शरण 
. छेते हैं; किन्तु ऐसा वे केवल शीतकाल की असामान्य स्थितियों में ही करते हैं । जिन चित्रों के 
आधार पर बच्चे उपयुक्त आमक धारणाएँ बना सकते हैं वे रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ों के चित्र 
नहीं हैं। अपने समाचार चित्र के लिए फ़्लेहटीं ने 'इस्ल! के जो चित्र लिए थे उनमें नेनूक लोगों 
. के सामान्य घर ओर परिवार का ग्रदशन ही नहीं किया गया। इसलिए, विषय के पू0्ण विवेचन 
या दिग्द्शन के लिए, असामान्य वस्तुओ' या स्थितियों के चित्रो' के साथ सावेछोकिक सामान्य 

चिन्नों का भी प्रदशेन किया जाना चाहिए। यदि सामान्य सार्वकौोकिक चित्र उपलब्ध नहोंतो 

'दिखलाए जानेवाले असामान्य चित्रों के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया जाना चाहिए।॥. द 


किसी भी अध्यापन सामग्री के चयन की भाँति कक्षा के लिए चित्रों के चयन की पहली कसौटी 
यह है कि किस- हद तक यह सामी या चित्र विद्यार्थियो' की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे ! जिन 
चीज़ों का कक्षा के विद्यार्थियों को स्पष्ट ज्ञान है उनके चित्र दिखाना व्यर्थ है। केरल अथवा 
बंगार का कोई भी अध्यापक कक्षा में नारियल के पेड़ों के चित्र सामान्यतः नहीं दिखाएगा। यदि 
वस्तु उपलब्ध हो तब उसके चित्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। जानवरों के ._ 
.. चित्र दिखाने के बदले बच्चो को अजायबघर में ले जाना अधिक अच्छा होगा । यों, वस्तुओं को ._ 

: अत्यक्ष देख पाने के अवसर सीमित होते हैं, इसलिए पाठ्य प्रकरणों को स्पष्ट और रोचक बनाने... 
के लिए जहाँ सम्भवं हो, चित्रों का उपयोग करना चाहिए । अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के समान, चुने 
“गए चित्र भी विद्याथियों के औसत स्तर के अनुकूल होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए चुने गए * 
चित्र तेज़ रंगोंवाले होने चाहिए और उनमें विवरण अधिक न होना चाहिए। रंगीन चित्र आकर्षक क्‍ 
होते हैँ पर उनके रंग निश्चित रूप से प्राकृतिक होने चाहिए। हदिक्षण के लिए चित्रों या 
फ़ोटोचित्रों का उद्देश्य बच्चों के सामने वस्तुओं का यथार्थ रूप प्रस्तुत करना ही होता है । क्‍ 


द चित्रों के चुनाव में एक और प्रश्न महत्त्वपूर्ण है : क्‍या चित्र से अपेक्षित आकार का भी भान 
होता है १ जब् तक चित्र में कोई ऐसी चीज़ न हो जिसका आकार विद्याथियों' को भलीभाँति माल्म 
हो तंब तक चित्रगत वस्तु के आकार के सम्बन्ध में बच्चे ग्छत अनुमान छूगा सकते हैं। अच्छा 

४: फ़ोटोग्राफ़र हमेशा ध्यान रखता है कि जिस वस्तु का फ़ोटो लिया जा रहा है उसके आकार को 

मोटे तौर से स्पष्ट करने के लिए मानव आकार या अन्य बस्तुएँ चित्र में अवश्य दिखाई दे । 

किसी कीड़ें को पकड़े हुए मनुष्य का हाथ देखकर उस कीड़े के वास्तविक आकार का अनुमान छूग | 

जाता है। वयस्क लोग अन्य साधनो' से भी आकार का अन्दाज़ लगा सकते हैं, पर बच्चो' के . 
लिए तो शायद यही सर्वोत्तम उपाय है। कक कर मर 


११६ 



































हाय >ड४ कन्या | 




















इन चित्रों में मनुष्य के आकार को. न यल 
द तुलना से ढंडौली ( धान रखने का पाए 
हा ऋाबा ) और हाथी के आकार का 
लक ... भान होता है। भाबे का चित्र श्री 
8 जे० घोष (उद्योग में कला का 
+ संस्थान ) ने और हाथी का चित्र 
। | लेखक ने लिया था। 


























कक्षा में दिखाए जानेवाले चित्रो' और फ़ोटोचित्रों' का आकार इतना बड़ा और स्पष्ट होना 

चाहिए कि वे सभी बच्चों को साफ़-साफ़ दिखाई दे। फ़ोटोचित्रों' की उपयोगिता उनके बहुत छोटे 
होने के कारण नष्ट हो जाती है। यदि छोटे चित्रो' का उपयोग किया जाए तो उन्हें एक-एक 

बच्चे को अछग-अछूग दिखाना होगा या अपारचित्रदर्शी की सहायता से पर्दे पर ग्रक्षेपित करके 
दिखाना होगा।.. ँ ा ््ि द द है 


यदि चित्र किसी कक्षा में या बहुत-से बच्चों को दिखाने हो' तो उन्हें उपयुक्त स्थान पर 
रखना चाहिए। कुछ अध्यापक बच्चो' की टोली को अपने हाथ में लेकर चित्र दिखाते हैं; ऐसा 
करना ठीक नहीं है। चित्र को हाथ में लेकर अध्यापक उसकी विशेषताओं या उसके लक्षणों को 
कैसे निदिष्ट करेगा १ यह देखने के लिए कि सभी बच्चे चित्र ठीक-ठीक देख पा रहे हैं या नहीं 





॒ 


... चित्रों के प्रदर्शन के सही ढंग । (चित्र शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌, 
.. नई दिल्ली के दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग के मुख्य कलाकार श्री डी० बरूशी द्वारा प्रस्तुत ) 


बे 2 5 कक 


- .. ल्केकक्पककरलिलल 7 ५ 06 किक 5 व 


न्ज्ड 


व 3 अप 





वह कमरे में किस तरह घूम-फिर सकेगा? यदि चित्र को किसी आधार पर सटका दिया जाए 
तो यह समस्या हल हो सकती है । चित्रों के प्रदर्शन के लिए आदर है विज्ञप्ति पष्ट जो कक्षाके 
प्र्येक कमरे में उपलब्ध होना चाहिए। चित्रों का प्रद्शान करने के लिए कुछ अध्यापक उन्हें 
ड्राइंग पिनो से विज्ञप्ति पट्ट पर जड़ देते हैं , किन्तु जो चित्रों महत्ता समझते हैं वे ड्राइंग पिनों 
को चित्रों पर लगाने के बदले उन्हें चित्रो' की बग्मल में लगाते हैं, या चित्रफलक में छेद करके 
उनमें गोंददार अंखुए लगाकर पिने फंसाते हैं, अथवा चित्रफलक में 'क्लिप' लगाकर उनमें पिन 
फंसाते हैं ओर इस प्रकार चित्रों को विज्ञप्ति पट्ट पर प्रदर्शित करते हैं । 





बच्चों के लिए चित्र में जो विशष बातें देखना आवश्यक हो उन्हें देखने-समभने में 
अध्यापक को सहायता करनी चाहिए। 
( सुरेन्द्रनाथ इन्स्टीट्यूशन, कलकत्ता की एक छोटी कक्षा) 

चित्रो' के प्रयोग के सम्बन्ध में एक और महत्त्वपूर्ण बात है जो सदेव स्मरण रखनी चाहिए-- 
आवश्यकता से अधिक चित्रों का एक साथ प्रयोग न किया जाय । अभिभावकों और अध्यापकों को यह 
स्मरण रखना चाहिए कि चित्र ओर, फ़ोटोचित्र हमेशा अपनी कहानी स्वतः कहनेवाले नहीं होते । 
बच्चे चित्र में जो देखते हैं वह उससे बिल्कुल भिन्न हो सकता है जो अध्यापक उन्हें दिखाना चाहता 
हो। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सभी चित्र बन्त्चों में एकाएक अभिरुचि उत्पन्न नहीं कर पाते । 
चित्र दिखाने से पहले बच्चो' की जिज्ञासा और उत्सुकता जगाने के लिए अध्यापकों को उन्हें यह बता 
देना चाहिए कि चित्रों में क्या-क्या देखना है। ऐसे प्रश्नों की तालिका, जिनके उत्तर सामग्री 
का सतकतापूबंक निरीक्षण करके दिये जा सकते हैं, तेयार करके शिक्षक चित्र के साथक प्रयोग में 
क्ात्रों की सहायता कर सकता है । 


११९ 








. चित्रों के कुछ पहल ऐस भी होते हैं जिनके अध्ययन का तरीका बच्चों को सिखाया 
... जाना चाहिए। पहले कहा जा चका है कि एक अच्छे चित्र में ज्ञात आकार वाली एक-न-एक वस्तु 
हमेशा रहती है ताकि चित्रगत वस्तु के आकार का अनुमान किया जा सके । ऐसी तुलना करने की 
शिक्षा बच्चों को देने का काम अध्यापक का है । जानी-पहचानी चीज़ों को चित्र में देखकर उनके 
आकार के आधार पर दूरी का आन्दाज़ छगाने की शिक्षा भी बचोंकोदी जानी चाहिए । जिन 
वस्तुओं से उच्च या निम्न तापमान का संकेत मिलता हो उन्हें चित्र में देखकर परखने की हिदायत 
भी बच्चों को देनी चाहिए। हलकी पतली पोशाक, चालू बिजली के पंखे (गतिशील वस्तु में कुछ 
ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो गतिहीन वस्तु में नहीं होतीं। बच्चों में इन विशेषताओं को खोजने 
और समभने की क्षमता होनीं चाहिए) और खुली हुई खिड़कियाँ गरम मौसम की सूचना देती हैं । 
पोशाक में शाल्व या कोठ, घरों की घुँआ देती हुईं चिमनियाँ और बन्द खिड़कियाँ सामान्यतः निम्न 
तापमान का संकेत देती हैं । द 


चित्रो' को चित्रफठछक पर चढ़ाकर, शीषक देकर फ़ाइलबद्ध करना चाहिए 


जो भी फ़ोटोचित्र या चित्र उपयोगी हो उसे चित्रफलक पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा 
करने से चित्र को क्षति न पहुँचने पाएगी ओर उसे फ़ाइलबद्ध कर संग्रहीत करने में सुविधा होगी। 
कुछ संस्थाएं चित्र चढ़ाने के लिए इवेत चित्रफलकों का प्रयोग करती हैं। ऐसे फलक मज़बत तो होते हैं... 


और अनेक आकारों में मिलते हैं, पर खर्चीले होते हैं और थोड़े ही उपयोग के बाद गन्दे हो जाते हैं। 


देखा गया है कि सफ़ेद रंग समय बीतने पर पीला पड़ जाता है । मिन्न-मिन्न रंगों में उपलब्ध आवरण 
'काग्रज़ (जो पत्रिकाओं और पेम्फ़लेटों के कवर के काम आता है) अधिक उपयुक्त व उपयोगी होता है। 


५४ ७.३०. 


काग्रज़ हलके रंगों के ही होने चाहिए। गहरे रंगों की प्रष्ठभूमि में चित्र नहीं जचेगे 


चित्रों को फछक पर चढ़ाना बिल्कुछ आसान काम है। सबसे सरल तरीका यह है कि 
चित्र के पिछे गोंद लगाएँ, उसे फलक पर चिपका दें और कपड़े के टुकड़े से उसे दाबकर समतल द 
कर दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोंद सूखने पर चित्र सिमट या सिकुड़ न जाएँ । 
चित्र को फलक पर चढ़ाकर किसी वज़नदार चीज़ के नीज्ने कुछ देर दबाकर रखना चाहिए।. 
चित्रों को फलक पर चढ़ाना मद्दत्त की बात है। स्कूलों या घरों में इस पर ध्यान दिया जाना 
. चाहिए | « यदि अध्यापक और माता-पिता चित्रों को महत्त्व दें तो बच्चे भी वसा करेंगे ओर 
. इस तरह उनका ज्ञान बढ़ेगा। चित्रों को चित्रफलक पर चढ़ाना पश्चिमी देशों में बहुत महत्त्वपूर्ण _ 
समझता जाता है। इस विषय पर फिल्में और फिल्मपष्टियाँ तैयार की जा च॒की हैं। इन में 
से एक--वेट माउन्टिंग पिक्टोरिएल मैटीरियल्स--११ मिनिट कीं १६ सि० मी० सवाक_ 


फिल्मपट्टी है जो दृश्य-श्रव्य दिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध है । "माउन्टिंग पिक्चर 





नाम की रंगीन फिल्मपट्टी में विभिन्न प्रयोजनों के लिए चित्रों को फलक पर चढ़ाने की अनेक 


पद्धतियाँ दिखाई गई हैं। यह दिल्ली-स्थित कम्युनिकेशन्स मीडिया रसेटर आफ़ द यु० एसू०८ 


ध 


ए० आई० डी०! में उपलब्ध है । 


स्कूलों में चित्रों का सूचीपत्र होना चाहिए । चित्रों को इस ढंग से रखा जाना चाहिए 
कि पढ़ाते समय अध्यापकों को जिन चित्रों की आवश्यकता पड़े, उन्हें आसानी से निकाला जा 
सके । चित्रों को संग्रह करने के अनेक ढंग हैं। एक सरल तरीका यह है कि उन्हें गहरे खानोंवाली 
अलमारी में वर्णकमानुसार रखा जाए । 


अच्छे चित्र बच्चों के बार-बार प्रयोग करने पर प्रायः पसीने आदि से गन्दे हो जाते हैं । 
चित्रावरण हमेशा सस्ते नहीं होते, फिरसी कुछ विशिष्ट चित्रों को पारदर्शी प्लास्टिक से आदत 
करके रखना चाहिए। इस तरीके में एक यही खराबी है कि छ्लास्टिक का आवरण चमक पेदा 
कर सकता है! 


अच्छा चित्र अपने आपको स्वयं स्पष्ट कर देता हैं; फिरभी कशाओं में प्रयुत्त अधिकांश 
चित्र तब अविक प्रभावकारों होते हैं जब उन्हें उपयुक्त शीष॑क्र दे दिए जाएं। शीष्क-हीन 
चित्रों का उपयोग बच्चों के ज्ञान की परख के लिए या उनकी आलोचनाउ्मक ब्रेत्ति को प्रोत्साहित 
करने के लिए किया जाता है। 


4१२१ 





१२ कल 


सरकार के विभागों और अधिकांश व्यापारिक फ़र्मों द्वारा किसी अभियान अथवा प्रचार 
के लिए पोस्टरों का व्यापक प्रयोग प्रायः किया जाता है। कलकत्ता, बम्बई 'अथवा दिली जेसे 
नगरों की सुख्य सड़कों पर ऐसा स्थान खोज पाना कठिन होगा जहाँ कोई पोस्टर न छगा हो । 7 


अच्छ पोस्टर के लक्षण 


अच्छे पोस्टर में केवल एक ही विचार को सरल ढंग से व्यक्त किया जाता है । पोस्टर 
में अधिक राब्दों का प्रयोग कभी न करना चाहिए । प्रयुक्त निद्शन--चित्र, व्यंगचित्र, रेखाचित्र--- 
कुछ भी हो, ऐसा हो कि देखते ही समझ में आ जाए। पोस्टर पर नज़र पड़ते ही उसकी | 
. कहानी स्पष्ट हो जानी चाहिए है निद्शन ओर शीषेक इतने बड़े हों कि आसानी से देखे और 
पढ़े जा सकें। पोस्टर का आकार कम-से-कम २०”“*३० होना चाहिए। पोस्टर रंगीन हो _ 
तो अच्छा, पर रंगीन होना अनिवाय नहीं है। रंगीन पोस्टर सामान्यतः अधिक आकर्षक और 
प्रभावकारी होता है । हे हे 


. कक्षा में पोस्टरो' का उपयोग 


कक्षा में पोस्टरों की उपयोगिता सीमित होती है, फिरभी प्रेरणा देनेवाले साधन के रूप में. 
वे बहुत सहायक होते हैं। विदेशी सरकारों के सूचना-केन्द्रों, यात्रा-एजेंसियों तथा परिवहन 
मंत्रालय द्वारा जारी किए जानेवाले आकषेक पोस्टरों का उपयोग भूगोरू पढ़ाते समय किया जा 


गे 


५ शलप पता? ऋषनथ्जलककर 


5... जीत 








| कलकत्ता पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जानेवाले सुरक्षा और विनम्नता सप्ताह में पोस्टरों द द 
हे ' का व्यापक उपयोग किया जाता है। द ल्‍ 






































है रे द कक कह यह पोस्टर नज़र पड़ते हो अपनों बात कह जाता है। जि 
... (स्टेण्डड बेकूअम आइल कं० के सौजन्य से ) ४7 8 








सकता है। और वह लाभदायक होता हैं। सासुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए 
गए पोस्टर देश की विविध प्रयोजनाओं और विभिन्न कार्य-कलापों के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी 
दे सकते हैं। रेड क्रास तथा अन्य कव््याणमूलक संस्थाओं द्वारा जारी किए जानेवाले पोसुयरों 
से बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी मिल सकती है। आवेदन 
करने पर ये पोस्टर मुफ़्त मिल सकते हैं । कक 





इश्तहार की मढद से अध्यापक बच्चों को समभा रहा है कि दातोन से दाँत साफ करना 
कितना ज़रूरी होता है। (साउथ प्वाइंट स्कूल, कलकत्ता के सौजन्य से ) 


बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने में मी पोस्टरों का उपयोग किया जा सकता है। 
भोजन करने से पहले हाथ ख़ब साफ़ करें, “नित्य स्नान करें”, 'समाचारपत्र नियमित 
रूप से पढ़ें । 


श्र 


गाँवों में पोस्टरो का उपयोग 


सुविचारित योजना के अलुसार यदि ढंग के पोम्टर बनाए जाएं तो वे गाँवों में शिक्षा के 
बहुमूल्य साधन होंगे ।  फ़ोटोचित्रों, फिल्‍मों ओर प्रद्शन के अन्य साधनों के साथ मिलकर तो 
वे और सती अधिक कारगर होते हैं । शी 


सम्राज शिक्षा आयोजक आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। जो लोग भलीभाँति चित्र नहीं 
बना सकते वे पोस्टर तो बना ही सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले कलकत्त के समीप एक समाज शिक्षा 
आयोजक-प्रशिक्षण केन्द्र में प्रायः सभी प्रशिक्षणाथियों ने, उच्चक्रोटि के कलात्मक कोशल के बिना, 


१२९५ 
































झ 


सामान्य निद्शनों का पालन करके, उत्तम कोटि के पोस्टर तेयार किए थे। पोस्टर बनानेवाले में 


हम 


सफलता की कामना तो होनी ही चाहिए। 





उच्चकोटी का कलात्मक कौशल न होते हुए भी, सफलता की कामना के बल पर, समाज शिक्षा 
. आयोजक-प्रशिक्षण केन्द्र, बेलुस्मठ के प्रशिक्षणार्थियों ने ये सुन्दर पोस्टर तेयार किए । 
सा ( मठ के सौजन्य से ) 


रेशमी पटल पद्धति-सेरीगआफ़ी ( सेरी-सित्क या रेशम ) 


रेशमी पटल पद्धति पोस्टरों की प्रतियाँ निकालने की आसान पद्धति है। इस तकनीक 
की सहायता से पत्रिकाओं के आवरणप्रष्ठ, निमंत्रण पत्र और कार्यक्रम आदि भी तैयार किए जा 
सकते हैं । रेशमी पटल मुद्रण के लिए सामान्य उपकरण की आवश्यकता होती है जो कमख़चे में 
ही तैयार किया जा सकता है । फ्रम मामूली सागौन की लकड़ी से बनाया जा सकता है । लकड़ी के 
हत्थे में रूगी रबर की दाब से रोग्रन या रोशनाई कोशेय पटल के पार कर दी जाती है । पटल के 


_ 


लिए रेशमी कपड़ा और डिज़ाइन काटने के लिए स्टैसिल खरीदने में अधिक खच नहीं लगता । 


कप 


छापी जानेवाली डिज़ाइन जिस स्टेंसिल पर काटी गई हों उसे छापनेवाले फ़ूम में कसकर 
तने हुए रेशम के पटल पर चिपका दिया जाता है। फिर स्टेसिल के पार काग्रज़ के तख्तों पर 
दाबी से कसकर स्याही या रंग पहुँँचाया जाता है। साफ़ करके उसी रेशम का उपयोग फिर किया 
जा सकता है। रंगीन पोस्टरों के प्रत्येक रंग का मुद्रण अलग-अलग स्टेसिलो' की सहायता से 
किया जाता है।. द | 


«१२८ 








| 
, 
(। 
| 
] 





कक 


"के डक ब्म्अन्‍क के 


हम 





न 


द्वारा तेयार 


बख्शी 


डी० बर 


श्रो 


के वर्षिष्ठ कलाकार 


3.4 


ई दिल्‍ली 


किया गया, अवकाश के सदुपयोग पर एक पोस्टर । 


हु 


सस्थान, न 


ट्रोय 


श्रव्य शिक्षा के रा५ 


् 


ह्श्य 


पे२६ 














>> रे हे 
हे ११६ के 
रु रा 


की रा 


रे १११ 


2 <ः । < रा 


रेशमी पटल का एक सामान्य फ़ेम और दाबी 


हमारे देश में रशमी पटल मुद्रण की नीचे लिखी विधियाँ प्रयोग में छाई जाती हैं : 
(१) कागज़ के स्टेसिल की विधि 

(२) चपड़ा लगे कागज़ के स्टेंसिल की विधि. 

(१) तुशी--नामक लिथोग्रांफ़िक स्थाही की पद्धति 

(४) फोटोग्राफ़ी पदंति 


काणज़ी स्टसिल की विधि : 


.. रेशमी पटल को तकनीकों में यह सबसे अधिक सरल है । यदि बड़ी संख्या में प्रतियाँ 
छापनी हों तो इस पद्धति का न अपनाना चाहिए। स्टेसिल का काग्ज़ पतछा लेकिन मज़बूत 
होना चाहिए । इसके लिए नक॒शानवीस के अक्सी कागज़ का अथवा उच्चकोटि के हल्के बाण्ड-पेपर 


का उपयोग करना चाहिए। स्टेसिल के लिए प्रयुक्त काग़ज़ पर डिज़ाइन का अनुरेखन मूल कागज... 


से किया जा सकता है । फिर इस काग्रज़ को किसी सख्त घरातछ पर--जैसे काँच की पट्टी पर फेला 
देना चाहिए ; धरातल पर कोई चिकना द्रव (जेस अरण्डी का तेल) पहले ही छगा देना चाहिए | फिर 
तेज़ चाकू से डिज़ाइन काट लेनी चाहिए । इसके बाद्‌ मुद्रण फ्रम को स्टेंसिल पर लगा दिया जाय 
ओर दाबी की सहायता से स्याही रेशमी पटल पर लगा दी जाय | स्याही लगाने पर रेशमी पटल के 


नीचे रखा स्टैंसिल पटल से चिपक जाता है। तब संअटंसिल सहित फ़ेस को काँच की पट्टी पर से उठा लेना 
_ चाहिए । स्टेंसि के अवांछुनीय अंश पटल से हटा देने के बाद फ़म मुद्रण के लिए तेयार हो जाता है। 








चपड़ा लेपित काग़ज़ी स्टेंसिलों से मुद्रित सामग्री का एक नपुना ( दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय 
संस्थान, नई दिल्‍ली के सौजन्य से ) द 


_ चपड़ा लगे कागज के स्टेसिल की विधि : द 

चपड़ा लगे काग्रज़ का स्टेंसिल निम्नलिखित ढंग से तेयार किया जा सकता है ; नकृशानवीस 
के अक्सी काग्रज़ के दो तख्ते लेकर मोम से आपस में चिपका दीजिए । इस चिपके हुए 
काग्ज़ पर दो बार चपड़े का लेप लगाइए और सूखने दीजिए। यदि लेप करने से पहले चपड़े 
में अरण्डी के तेल की कुछ बंद मिला दें तो कांटने में आसानी होगी । स्टैसिल काटने के लिए 
पहले चपड़े से अनुलेपित काग्रज़ का ऐसा टुकड़ा लीजिए जो मूल प्रति से दो तीन इंच बड़ा हो। 
अब इस टुकड़े को चिपकनेवाली प्टियों द्वारा चारों कोनों पर मूल प्रति के ऊपर इस तेरद्द चिपरकाइए 
ताकि चपड़े से अलुलेपिंत सतह ऊपर रहे। फिर एक तेज़ चाकू लेकर सावधानी के साथ 
स्टंसिल इस तरह कार्ट ताकि पीछे छूगा हुआ कांग्रज़ न कटने पाए। स्टेंसिल कट जाने पर 
चपड़ा लेपित काग्ज़ के वे सारे अंश निकाल दें जो भुद्वित किए जानेवाले भाग को व्यक्त करतें 
हैं। ध्यान रहे कि अक्षरों के केन्द्र अथवा डिज़ाइन के अन्य भागों में गड़बड़ी न होने पाए। 
अब इस. स्टेंसिल को रेशमी पटल के फ़ेस के नीचे ठीक-ठीक रखे और फ़ेस को स्टैंसिल पर रखकर 


क् 


7 «१२८ 








उस पर गरम इस्तिरी (प्रेस) चलाएँ। ऐसा करने से चपड़ा पिघल जाएगा और स्टेंसिल पटल 
से चिपक जाएगा । इस्तिरी के बदले अल्कोहल की बूंदों से सीगा हुआ कपड़े का टुकड़ा भी काम 
में आ सकता है। जब स्टेंसिल का वांहुनीय अंश रेशमी पटल से भलीमाँति चिपक जाए तब 
पीछे लगे कागज़ को धीरे से अलग कर देना चाहिए । फिर फ्रेम मुद्रण के लिए तैयार हो जायगा । 


तुशी-नासक स्याही की पद्धति : 


छायांकन आवश्यक होता है । पहले छापे जानेवाले चित्र को रेशमी पटक पर खींचते हैं ; फिर 


तुशी स्याही (अथवा तुशी स्थाही की पेंसिल या मुद्रण पेंसिल) डिज़ाइन के उन सभी अंशों पर रूगाई 


जाती है जिन्हें छापना हो। स्याही सूख जाने पर पूरे पटक पर सरेस का लेप करते हैं । 
पहला लेप भलीमाँति सूख जाने पर दुबारा छेप किया जाता है। दूसरे लेप के अच्छी तरह सूख 
जाने पर पटल के निचले पृष्ठ पर तारपीन से भीगा कपड़ा रख दियो जाता है। भीगे कपढ़े 
के ठीक सामने वाले भाग को एक सूखे कपड़े से रगड़ते हैं। ऐसा करने से स्याही और उस पर छगा 
सरेस निकल जाता हैं और पटल के वे सभी हिस्से खुल जाते हैं जहाँ स्याही लगाई गईं थी । 
स्मरण रखना चाहिए कि सूख जाने पर तुशी स्थाही केवल तेल में ही घुल सकती है । 


फ़ोटोग्राफ़िक पद्धति : 

फ़ोटो्राफ़िक स्टेसिलों की पद्धति उच्चक्रोटि के सुन्द्र व्यापारिक कार्य के लिए अपनाई जाती है। 
इस पद्धति में खर्चीले उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शिक्षा संस्थाओं के लिए अभी हमारे 
देश में इसके प्रयोग की सिफ़ारिश नहीं की जाती । 


रेशमी पटल के लिए स्याही 


सलॉस, मेंट और प्रछोरोस्क्री--तीन प्रकार की रेशमी पठल स्याही भारत में उपलब्ध 
है। प्रथम दो प्रकार की स्याही ; इलके पीले, गहरे पीछे, सिन्दूरी, छाल, नीर छोहित, गहरे 
नीले, हलके नीले, गहरे हरे, हलके हरे, काले ओर नीले-काले रंगों में मिलती है । तीसरे प्रकार की 
स्थाही अत्यन्त चमकदार : पीले, नारंगीँ, छाल, गुलाबी, हरे और काले रंगों में मिलती है । 


* १२९ 





९ 





भौगोलिक जानकारी को छोड़कर अन्य सभी तरह की जानकारी चार्ट में इस 
अकार प्रस्तुत की जा सकती है कि उसे आसानी से समझा जा सके। चाट: “एक ऐसा दृश्य 
प्रतीक है जिसमें किसी विषयवस्तु को सममाने के लिए उसका संक्षेप श्रस्तुत किया गया हो, 
उसकी तुलना की गई हो, असमानता था विक्॒प प्रस्तुत किया गया हो अथवा अन्य कोई गोण 
सहायता की गई हो ।” १३ 


चाट-निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातें 


पोस्टरों की भाँति चाट बनाने में भी विशेष कोशलरू की आवश्यकता नहीं है फिरमी,.. 
नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जा सकता हे : 


(१) अन्य किसी भी चित्रात्मक सामग्री की भाँति चार्ट भी बड़े आकार के होने चाहिए. 
ताकि आसानी से देखे और पढ़े जा सके । जिन स्थितियों में चाटों को देखा और पढ़ा जाना 
हो उनका स्पष्ट ज्ञान चार्ट बनानेवाले को होना चाहिए। (कितनी अधिकतम दूरी से चाट देखा 
जाएगा १ कक्षा के सभी बच्चे उसे एकसाथ देखें और पढ़ेंगे ! क्या एक छोटी टोछी द्वारा चार्ट का. 
अध्ययन किया जाएगा! 


(२) चा्टों में कहानी विवरण के साथ कही जा सकती है, पर उसमें शब्द अधिक न 
होने चाहिए । द हर 
हु १३। ई० डेल-'आँडियों विज़_.अल मेथड्स इन टीचिय ।'._ 


१३४ 








(३) चाठे देखने में आकर्षक हों। 


(४) चाठ इतने मज़बूत हों कि थोड़ी-बहुत लापरवाही भी सह ले । 


(०) किसी भी चाट की अ्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि जिनके अध्ययन के लिए 
वह बनाया जाए वे उसे ठीक-ठीक समझ लें ; उसमें ऐसा कोई चित्र न हो जो उनकी अजुभूति से 
असंबद्ध हो । 


चाटा' के विविध प्रकार 


चाट विविध प्रकार के हो सकते हैं, और प्रत्येक प्रकार किसी विशिष्ट आवश्यकता की 


पूति कर सकता है। महत्त्वपूर्ण प्रकार नीचे दिए जा रहे हैं : 


तालिका चार्ट : ः 

इनमें जानकारी सामान्य अजुक्रम से ग्रस्तुत की जाती है। उदाहरणाथेः अस्पतालों में 
रखे जानेवाले मरीजों के चार्ट जितमें निरिचत समय पर उन्हें दिए जानेवाले भोजन और ओषधियों 
का विवरण रहता है; ऐतिहासिक चार्ट जिनमें शासकों अथवा युद्धों की सूची कालक्रमानुसार दी 


जाती है तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी भी रहती है । 


वृक्ष की आक्ृति वाले चाटे : द 

विकास या संवर्धन को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे चार उपयुक्त होते हैं। रेखा द्वारा या 
तने को व्यक्त करनेवाली अन्य किसी विधि से उद्भव को व्यक्त किया जाता है और बहु-विध 
विकास को शाखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है । इसके कुछ सुन्दर उदाहरण है : वनस्पति 
अथवा जीवविज्ञान सम्बन्धी चाउे जिनमें वनस्पति अथवा जीव जगत्‌ के अनेक समकालीन रूपों 
का उद्भव एक ही मूल स्रोत से दिख!या गया हो ! 


प्रवाह चाट: 
प्रवाह चाटे में रेखाओं, तीरों, आयतों आदि की सहायता से सरकार अयवा किसी बड़ी 
संस्था के संगठन या उसकी संरचना को व्यक्त किया जाता है । 


द आइसोटाइप चार्ट : ( आइसोटाइप--झुद्रण चित्र-शिज्ञा की अन्तरांष्रीय पद्धति ). 

ये चाट आँकड़ों का चित्रात्मक ग्रस्तुतीकरण 'होते हैं। सांख्यिकीय सामग्री को चित्रित 
करने के लिए चित्रलेखीय तकनीक के उपयोग को मुख्यतः डा० ओट्टो न्यूराथ ने विकसित किया 
था, तथापि चित्रात्मक चार्ट का उपयोग करनेवाल वे पहले. व्यक्ति नहीं थे। अपनों पुस्तक 


२३१ 





ऑफ़िक भेथड फ़ार प्रेज़ेंटिंग फ़ेक्टस' में श्री विछडे सी० ब्रिटन ने सन्‌ १९१७ में अनेक 
चित्रात्मक चार्ट प्रस्तुत किए थे, यद्यपि प्रारम्मिक प्रतिपादन से आगे उन्होंने इस तकनीक 
को नहीं बढ़ाया-। क्‍ हि 


<&०2८२&«-&० 2 &*_&२७२ २ 
[050 - 5। ) "जप जी जी जी जे जी पल जी । 
$६६४४ ५7१७ 


६६६६१६६६६६६६६६४ 

।952-53 जैज जी जी जज जज । । 

-.+_ह...& ७ . हक... ४ के के ४ मे ४ ४ 8 कि सं. 
६६(६६६६६६(७ 


न्ननण दा जन हट ध््य् ट्रपमत अल्‍नक ब्म न न लत अिल्मलक, का+ ध्य्् दा 


 ै ह 


न न न कक ( का न न सन ते 









६६(६((४४६६९५४५४७9३9 च्ण अलमक अल. --+ लक, पा ध्टा प्प्ज् जल न्न्- >> न ०27 ि ]  ॥>५ 77] 


>> | प>्० ०-० ्प्3 प्प्य्य पे ने, ्ध्य् 


सन्‌ १६५० से १६५६ तक को अवधि में भारत में हुए पुस्तकालयों के विकास को प्रस्तुत 
करनेवाला एक आइसोटाइप चार्ट । 


जिन बच्चों अथवा व्यक्तियों को वांछित जानकारी आफ़ से नहीं मिल पाती उनके समक्ष 


. आँकढ़ों का अर्थ ऐसे चार्ट की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। इसीलिए यह साधन स्कूछों -.. 
.. और वयस्क-विक्षा केन्द्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। पा 


क्‍ चित्रात्मक चार्ट यथा सम्भव सरल होना चाहिए ओर प्रयुक्त प्रतीक स्वतः स्पष्ट होने चाहिए। 
द यदि चार्ट रेलों से सम्बन्धित हो तो एक रेल इंजन की रेखाकृति या छायाचित्र दिखाया जाना . 
.... चाहिए; यदि जनसंख्या के सम्बन्ध में हो तो मानव आकृति या उसके छायाचित्र का प्रतीक 


. १३२ 













































































[ पक 
३ 
॒ ल्‍ 
कर 
रे कतार 
पक 
] 
& ० 
] 
हक 





साउथ प्वाइंट स्कूल, कलकत्ता में एक चित्रात्मक चार्ट का उपयोग किया जा रहा है। 


होना चाहिए । यह स्मरण रखना चाहिए कि इस पद्धति से केवल स्कूल तुलनाएँ ही प्रस्तुत की जा 
सकती हैं। समग्र का आंशिक प्रतिशत दिखाने के लिए चित्रात्मक चाट उपयुक्त नहीं होते । 
इसके लिए बृत्ताकार चाट का उपयोग किया जाता हे । है... 


वृत्ताकार चार्ट: 
वृत्ताकार चार्ट में एक बृत्त को खण्डों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक वृत्त समग्र के 
. किसी एक प्रतिशत को व्यक्त करता है। यदि प्रतिशत बहुत छोटे-छोटे अंशों का हो तो भ्रत्येक 


खण्ड में उसका वास्तविक प्रतिशत निद्ष्टि कर दिया जावाहै। .............-.-.-----ररर<रऊफ 














कलकत्ता के एक स्कूल-पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के प्रतिशत 
दिखानेबाला एक वृत्ताकार चार्ट । ः 





अन्य साधनो' के साथ चाटों का उपयोग 


चार्टो की सहायता से अध्यापन करते समय हम उसी सिद्धान्त का पालन करते हैं जिसका 
पालन अन्य किसी हृश्य-श्रव्य साधन की सहायता से किया जाता हैे। अन्य साधनों के साथ 
प्रयुक्त होने पर चाट अधिक कारगर साधन बन जाता हैं। मॉडेल के साथ प्रयुक्त होने पर चाट 
बहुधा अधिक. स्पष्ट जानकारी देता है। किसी फिल्म या फिल्मपट्टी की किन्हीं बातों पर ज़ोर 
देने के लिए चाटों का उपयोग किया जा सकता हे। चाटों और पोस्टरों का साथ-साथ प्रयोग 
कभी-कभी उपयोगी होता है। हे 


१३७५ 





९ ७ ... आरेख (डायप्राम) 





किसी चीज़ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से रेखाओं और ज्यामितीय आकारों की सहायता 
से बनाए गए रेखाचित्र को आरेख कहते हैं । आरेखों में कोई चित्र नहीं होता । 


आरेखों का प्रयोग प्रायः सभी. चिषयों के अध्यापन में किया जाता हे। ज्यामिति में 
तो वे अपरिहाय होते हैं। विज्ञान और इंजीनियरी के अध्यापन में वस्तुओं और उपकरण 
के कारणात्मक सम्बन्धों तथा उनकी संरचनाओं को स्पष्ट करने में चारों से महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिलती हैं। किसी भवन की रेखाक्ृति अथवा हाइड्रोजन परमाणु को स्पष्ट करनेवाला रेखाचित्र 
आरेख ही है। भूगोल के अध्यापन में किसी पदार्थ के उत्पादन और आयात अथवा निर्यात को 
समभाने के लिए दम बारंबार आरेखों की सहायता छेते हैं। वनस्पति विज्ञान के अध्यापन में... 
फलों, फलों ओर पौधों की अनुप्रत्थ काटों ( क्रॉस सेक्‍्शंस ) को दिखाने के लिए बहुधा आरेखों 


की सहायता ली जाती हैं । ५ 


आरेखो' की सहायता से अध्यापन 


ः इ्यामपट्ट पर आरेख बनाने से पहले, अथवा किसी शिक्षण-स्थिति को साथंक बनाने के 
लिए आरेख प्रस्तुत करने से पहले, अध्यापक को यह निरिचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि 


है! _ उस आरेख को सममने के लिए आवश्यक पूव॑-ज्ञान पर्याप्त मात्रा में विद्याथियों को हैं । 


0 27 जे 





पं द आरेख अमूतंरूप मात्र होते हैं, इसलिए जहाँ सम्भव हो, उनका उपयोग मूल वस्तु के 
्््ि साथ किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रकृति-निरीक्षण की कक्षा में यदि आप किसी 
फूछ का आरेख दिखा रहे हों तो उसके साथ-साथ फूछ को भी दिखाना अच्छा होगा । यदि 
वास्तविक पदाथे कक्षा में न लाया जा सक्के तो चित्रों, फिंल्मपट्टियों, फिल्मों जेंसे अन्य हृषश्य-श्रव्य 
साधनों की सहायता लेनी चाहिए ताकि विद्यार्थी आरेख को मलीसाँति समझ सके । आरेख 
के सारे पक्ष एक साथ न दिखाना चाहिए। पहले प्रमुख रुपरेखाएं खींचनी चाहिए। फिर 


३. 


जेसे जेसे विश्लेषण किया जाय वेसे-वेसे अन्य पक्ष भी दिखाए जाएँ। तात्पये यह है कि विद्यार्थियों 





के सामने कक्षा में खींचे गए आरेख, पहले से तेयार कर लिए गए आरेखों की अपेक्षा अधिक 
के «१३ + * ह तप ह च्ड 
लासदायक होते हैँं। किसी भी जटिल अयंत्र-रचना का आरेख सामान्यतः पहले ही तेयार 


22 &9489726 646 स्टर-2: 


करना पड़ता है। 








िड्स्कउसललसक सर सच सचकराउुलस सह 2द ३०१८२ 


नारियल के आन्तरिक भाग का 

' आर ख जिसमें अँखुया निकलने के 

समय जड़ों का विकास दिखाया 
गया है। 








आरेख बनाने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बातें 
आरेख बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए : 
(१) आरेख साप के अनुसार झुद्ध और साफ़ बनाने चाहिए | 


क्‍ (२) पटरी और परकार आदि का उपयोग करना चाहिए। औजारों की सहायता 
के बिना अच्छा आरेख बनाना कठिन होता है। _ द 


(२) आरेख यथासंभव सरल होना चाहिए। बाते तात्तिवक और अनिवाये न हों उन्हें. 
स्थान न देना चाहिए। द द द हो द है 


(४) तथ्य की बात को रंगीन बनाकर ज़ोर देना चाहिए। आरेख में बहुत अधिक रंगों... 


. का उपयोग नहीं करना चाहिए। आरेख का उद्देश्य होता है किसी अथ्थे को स्पष्ट करना ; 
सुन्दर तस्वीर बनाने का उद्देश्य नहीं होता । 


(५) चित्रों ओर चाट की भाँति, आरेख का आकार भी बड़ा होना चाहिए ताकि कक्षा 
के सभी विद्यार्थी उसे ठीक-ठीक देख सके । 





ककललननत-उन्चलानककककता ए 7०7 5+ 5 ॥ या 5 2 आन थम अप - 





. नहीं सकते। 





। 
प्‌ ः माडेल ओर अंशानुकृतिया 


किसी पदाथ का मॉडेल उसकी एक अभिज्ञेय त्रिविमितीय भनुकृति होता है। वह सम्बन्धित 
पदाथ के समान आकार का अथवा उससे छोटा था बड़ा हो सकता है। उसे पकड़ा और सँसाला 


जा सकता है, प्रचालित किया जा सकता है और कई पाछ्नों से देखा जा सकता है। इसलिए एक 


चित्र या चार्ट की अपेक्षा--जों केवल द्विविमितीय अनुकृति होता है---मॉडेल सामान्यतः अधिक 
मनोर॑जक ओर शिक्षाप्रद होता है । 


माडकों के उपयोग 


मॉडेलों का उपयोग विविध शैक्षणिक स्थितियों में किया जाता है। मॉडेल अध्ययन 
अध्यापन को साथ्थंक ओर सरल बना देते हैं। पहले कहा जा चुका है कि यद्यपि प्रत्यक्ष अनुभव 
समस्त सफल ज्ञानाजन का आधार है, फिरमी बहुधा कक्षा में उसकी उपलब्धि नहीं की जु सकती । 


कुछ यथाथ पदार्थ इतने बढ़े या इतने छोटे हो सकते हैं कि उनका अध्ययन उसी रूप में सम्सव 


ही नहो। कुछ एसी वस्तुएँ भी हैं जो आकार में इतनी बड़ी हैं कि उनका अध्ययन किया 
जा सकता है और वे आसानी से सुलूम भी हैं, पर उनके वाह्य स्वरूप से हम कुछ सीख दी 


हि 


कुछ यथार्थ वस्तुएँ अतीत काल की या भविष्य की द्वो सकती हैं अथवा हमसे बहुत दूर 
हो सकती हैं। कतिपय यथार्थ और जीवित पदार्थों की ऐसी द्रत्तियाँ और प्रक्रियाएँ होती हैं पु 
कि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में इम “उपलब्ध यथार्थ 
को स्वायत्त करतें हैं, उसे नए ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसे नया स्वरूप देते हैं, उसका सम्पादन 
करते हैं, कुछ बातों पर ज़ोर देते हैं ओर दूसरी बातों को संक्षिप्त कर देते हैं १४।? द 


छोटे आकार वाले मॉडेलों की सहायता से दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की कई वर्गमीलों 
तक फैली हुईं इस्पात की. प्रयोजनाएँ विद्याथियों द्वारा सरलता और सुविधापूर्वक कक्षा में ही 
देखी और सममी जा सकती हैं । परमाणु, अणु, अति सूक्ष्म कीट या छोटा-सा-फूल आदि इतनी 
छोटी वस्तुएँ हैं कि उनका अध्ययन कठिन होता है। माप के अनुसार बनाए गए बड़े मॉडेलों 
से इन्हें साथेंक बनाया जाता है । द 


मानव शरीर के अंगों-जैसे आँखें, कान, नाक आदि--का अध्ययन केवछ उन पर नजर डालकर _ 
नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजों के सम्यक्‌ू अध्ययन के लिए हमें इनके भीतरी भागों को 
दिखानेवाले मॉडेलों का सहारा लेना पढ़ेगा । इसी प्रकार कुछ यांत्रिक युक्तियों--जेसे गीजर, कारों 
की बेटरियाँ आदि--को उनके वाह्य रुप के प्रेक्षण से ही नहीं समझा जा सकता। इनके भीतरी 
स्वरूप को प्रत्यक्ष करानेवाले मॉडेलों की सहायता से ही इन यंत्रों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना... 
सरल होता है। 


इतिहासगत विषयों को जीवन्त बनाने के लिए भी मॉडेलों का उपयोग किया जाता है । 
सौ व पहले दिल्ली की क्या स्थिति थी यह जानने के लिए हम भले ही तमाम पृष्ठ पढ़ डालें 
तु जब तक हम मॉडेलो का, अथवा कम-से-कम ऐसे द्विविभितीय दृश्य साधनों का प्रयोग नही 
करते, जिनमें तत्कालीन शहर के विभिन्न भागों को दिखाया गया हो, तब तक वह अतीत 
सजीव रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। माॉडेलों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर रामायण 
और महाभारत जेसे प्राचीन महाकाव्यों की कथा भी यथार्थ और आनन्दूप्रद्‌ बन जाती है। 
कुछ वर्ष पहले कलकत्ते के राष्ट्रीय सांस्क्ृतिक-संघ द्वारा मद्गाभारत की कथा प्रस्तुत करनेवाले मॉडेलों 
की एक मनोरंजक प्रदशनी का आयोजन किया गया था । 


क्‍ भविष्य की बातों की योजना बनाने या उन्हें प्रस्तुत करने में हमेशा मॉडेलों की आवश्यकता 
पड़ती है । हमारे देश को अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयोजनाओं और इमारतों का निर्माण करने से बहुत 
पहले उनके मॉडेल तेयार किए गए थे ओर उनका अध्ययन किया गया था। 


१४। ई०डेल--ऑडियो-विज् अल मेथड्स इन टीचिग।.............. ८ 


हम 


.. १४० 











० बह जो बहुत दूर हों और आसानी से सुलम या सुगम न हों। भूगोल के पाठ उस समय सार्थक 























ओर वस्तुतः अत्यन्त रोचक हो जाते हैं जब नारियल, गेहूँ, जूट, कपास भादि के छोटे-छोटे मॉडेल 
द यह स्पष्ट करने के लिए देश के रेखाकृति मानचित्र पर यथा स्थान लगा दिए जाते हैं कि हमारे 
। . थक्ष के रूप में धर्मराज द्वारा गुधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा महाभारत के इस सुन्दर 
मॉडेल में दिखाई गयी है। है 
( राष्ट्रीय सांस्कृतिक-संघ, कलकत्ता के सोजन्य से) 
| क्‍ डे 





देश में वे कहाँ-कहाँ पंदा होते हैं। किसी भी अन्य शिक्षण-स्थिति को सार्थक और रोचक 
बनाने . के लिए कस्पनाशीक “ अध्यापक और अध्येता ऐसे छोटे-छोटे मॉडेलों का ही 
उपयोग करें । 





महाभारत पर आधारित इस मनोरंजक मॉडेल में एक व्याध का वाण अचानक लग जाने से एक पेड़ के नीचे 
| .. बैठे श्रीकृष्ण की मृत्यु दिखाई गई है। 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक-संघ, कलकत्ता के सौजन्य से ) 





'इहहिक-मलपलपाइुलइडबतातत 


25 8 





उस 52 ड न बलानअन रनवे सरकार सिडरडेससर+ मर पूलसम तर पम कर 3 3533 लि शकलेलललद ५ साकर-_३८2७२करंबतसलइल५ सेंड लतन का वनअसाप 





० 


अध्यापकों ने उन्हें मॉडेलों का महत्त्व सममाया है.। 


अल अमल 





जहाँ भावसूक्ष्म संरचनाओं को ससक्कने में विद्याथियों को कठिनाई हुईं है वहाँ गणित के 
जिन स्थितियों का प्रत्यक्षीक्ण खतरनाक 
होता है उनके ग्रदशन में भी मॉडेलों का उपयोग लाभदायक होता हैं। स्कूली बच्चों को यातायात 
की सुरक्षा के नियम समम्माने के लिए पुलिस-विभाग अब मॉडेलों की ही सहायता लेते हैं । 
अमरीका के कुछ पब्लिक स्कूलों में पदक और साइकिल पर चलतनेवालों के लिए बनाए गए नियम 
सममाने के लिए, मेज पर सुरक्षा-व्यवस्था के मॉडेलों का उपयोग किया जाता हैं। यातायात की 
सुरक्षा सिखाने के लिए कुछ स्कूलों ने खेल के मेंदानों में नकली सड़के बनाई हैं । आशा है कि अवसर 


. आने पर हमारे अच्छे स्कूल न कवर बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी यातायात की सुरक्षा सिखाने के 


लिए ऐसी ही युक्तियों का सहारा छेंगे । 
मॉडलों के भेद 


प्रयोजन के अलुसार मॉह्लों के स्वरूप में बहुत विविधता रहती है । फिरभी, उन्हें चार 


.. प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हे : 


(१) सापसानीय सॉडेल 


शिक्षण की कुछ स्थितियों में चीज़ों को मापमान के अनुसार नपे-तुले रूप में प्रस्तुत करना 
आवश्यक होता है। ख्वतंत्र भारत में प्रारम्भ किए गए बढ़े-बढ़े उद्यमों की उपयुक्त अभिधारणा 
करने में विद्याथियों तथा अन्य लोगों को सहायता देने के लिए बनाए गए दामोद्र घाटी तथा अन्य 
प्रायोजनाओं के छोटे आकार के मॉडेल उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य-विज्ञान के शिक्षण में हम मानव 


शरीर के अंगों के यथावत्‌ नाप वाले मॉडेलों का प्रयोग प्रायः करते हैं| 


. (२) सरलीकृत मॉडेल 


अध्यापन में ऐसी अनेक स्थितियाँ होती हैं जिनमें किसी पदाथ के बाहरी रूप को मोटे 
तौर से प्रस्तुत करेनेवाले मॉडेल ही बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैँं। प्राइमरी स्कूलों के बच्चे 
मिट्टी, बाल्लू अथवा घास-फूस से जानवरों, पक्षियों, मछलियों, नदियों, पहद्माड़ियों भादि के जो रूप 
बनाते हैं उनका शैक्षणिक महत्त्व बहुत होता है--यद्यपि उन्हें मापमान के अनुसार ठीक-ठीक नापतौल 


. कर नहीं बनाया जाता। संक्षेप में, ऐसे किसी सी मॉडेल को सरलीकृत कहा जा सकता है जिसमें किसी 


वस्तु के बाह्य आकार को मोटे तौर से दिखाया गया हो । 


(३) कटठवाँ या अलुप्रस्थ काट वाले मॉडेल 


जहाँ तक बाह्य स्वरुपों का सम्बन्ध है, सरलीकृत मॉडेल पूरा काम देते हैं, किन्तु विशेषतः 
स्वास्थ्य-विज्ञान अथवा तकनीकी विषयों के अध्ययन में ऐसी अनेक स्थितियाँ आती हें जिनमें 


कब्र 





किसी अंग की. या मशीन की क्रियाविधि को समझने के लिए उसके भीतरी भाग को देखना आवश्यक 
होता है। ऐसे मामलों में कटवाँ या अनुप्रस्थ काट वाले मॉडेलों का प्रयोग करना पड़ता है । + 


(४) कार्यकारी मॉडेल..... 


कुछ पाठों के अध्यापन में ऐसे कार्यकारी मॉडेल बहुत हो सहायक होते हैं जिनमें साधारण 


रूप से यह दिखाया जाता है कि विविध वस्तुएँ केसे काम करती हैं, केसे संचालित होती हैं । वस्तुओं 
के स्थान पर इन मॉडेलों का उपयोग इसलिए क्रिया जाता है ताकि उनको समम्नना आसान हो । 





इन कार्यकारी माँड लो में वाष्प-ए जिन 
की क्रिया-विधि दिखाई गई है। 

( त्यागरेज कालेज आऊ प्रेसप्टर्स, 
मदुराई के सौजन्य से ) 





सानव हृदथ का कार्यकारी मॉडेल उसके विविध कार्यों का पूरा-पूरा ज्ञान हमें दे देता है। एँजिन 
के कार्यकारी मॉडेलों को देखकर बच्चे कह सकते हैं-- द 


रे पर जम 


जे ले, भप “......---शान्त सौम्य दृष्टि सका 76 
देखते हैं एजिन की नाड़ी को? _््र्ऱ् 


१४४ सा को जज मा पक द । है 














3 वि 


मॉडलों का उपयोग करते समय होनेवाली श्रान्तियाँ और उनका निराकरण 


कुछ ऐसी भ्रान्तियाँ हैं जिनके विरुद्ध, मॉडेलों का प्रयोग करते समय, सावधान रहना 
चाहिए। यदि मॉडेल वास्तविक वस्तु से छोटा या बड़ा हो तो विद्यार्थियों को उस बत्तु के यथाथ 
आकार का स्पष्ट बोध करा देना चाहिए। कभी-कसी अत्यधिक सादे मॉडेल बनाए जाते हैं । 
ऐसे मॉडेलों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। वास्तविक पदार्थों से उनका अन्तर 
सध्तः ज्ञान होना चाहिए। मानव शरीर के अंगों के मॉँडेलों में होनेवाले अन्तर महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। इनका निर्देश स्पष्टतः किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क अथवा ह्द्य 
के जिन भॉडेलों का अध्ययन मेज़ पर रखकर किया जाता है वे सम्पूर्ण मानव शरीर के अंग 
के रूप में काम करनेवाले यथार्थ मस्तिष्क या हृदय से अत्यन्त भिन्न होते हैं। यदि इस बात को 
ज़ोर देकर स्पष्ट करने की सावधानी न बरती गई कि कुछ अंशों में मशीन की भाँति होते हुए भी 
वस्तुतः मनुष्य मशीन नहीं है, तो संभव है कि इन मॉडेलों को मशीन के पुर्ज़े ही समझ लिया जाए । 


मॉडेल कौ सहायता से कुछ भी पढ़ाते समय यथार्थ वस्तु और मॉडेल के बीच के अन्तर 
पर हमेशा ज़ोर दिया जाना चाहिए। सॉडेल चाहे कितना ही पूर्ण हो, कुछ अथों में वह अधूरा 


एवरेस्ट पर विजय! का यह मॉडेल चाहे जितना पूर्ण हो, फिरभी अभियान की पूरी कहानी 
नहीं कह पाता। (स्टेट्समैन, कलकत्ता के सौजन्य से ) 


जैडणु 








ही रहेगा। कलकत्ते के एक समाचारपत्र के कार्यालय में कुच वर्ष पहले हमने “एवरेस्ट पर विजय' 
का एक अत्युत्तम मॉडल देखा था। शेर्पाओं के आवास और रास्ते की कठिनाइयाँ उसमें स्पष्ट 
रूप से दिखाए गई थीं; किन्तु बर्फ़ को व्यक्त करनेवाली सफ़ेद रुई से हमें उस भयानक शीत का 
रंचमात्र भी अनुभव न हो सका जो पद्तारोहियों के साथ एंक सेकेप्ड के लिए होने पर भी भ्ेलनी पड़ती । 
“शिक्षण की कृत्रिम स्थितियों में हम साहत्य का सहारा लेते हैं, और सभी साहर्य भयावह 
होते हैं। किन्तु------वे आवश्यक भी होते हैं। कृत्रिम अनुकृति और यथार्थ वस्तु के बीच 
जो समानताएँ और बीच जो असमानताएँ हैं उन्हें यदि विद्यार्थियों को स्पष्टतः समझते चले और 
आन्ति उत्पन्न न होने दे, तो साहइय से उपलब्ध कृत्रिम अनुभूति का भी छाम उठाया जा सकता है, 
उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है ।१५ 


विद्याथियों द्वारा माँडेंड तेयार कराना 


मॉडेल बनाना बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है। उनकी रचनात्मक अभिरुन्ि 
और योग्यता को तथा उनकी कलात्मक भावना के विकास में इससे सहायता मिलती है। किसी 
पंसारी की दूकान, रेलवे स्टेशन या डाकघर जैसी चीज़ों के मॉडेल जब बच्चे मिलजुलकर तैयार 
करते हैं तो सहयोग से काम करना सीखते हैं। पुराने अखबारों दकफ़्तियों, दफ्तितयों के डब्बों, 





मिट्टी से मॉडल बनाते हुए बच्चे अपनी अभिव्यंजना-शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करते हैं । 
( सुरेन्द्रनाथ इन्स्टीट यूशन, कलकत्ता की एक छोटी कक्षा में मिट्टी से मॉडेल बनाए जा रहे हैं ) 





१५। ई० डेल०--ऑडियो विज्ञ_ अल मेथड्स इन टीचिंग । 


१४६ 





दियासलाई के डब्बों, घास-फूछ्त, लकड़ी और मिट्टी जेसी मामूली सामग्री को लेकर बच्चे पटरी, इथौड़ी, 
केंची और आरी जेसे मामूली औज़ारों की सहायता से मॉडेल तेयार कर सकते हैं। प्रश्न है; क्या 
बच्चों को मॉडेल बनाने चाहिए या जो मॉडेल व्यवसायिक फ़र्मों से उपलब्ध हों वे ही उन्हें दिए जाने 
चाहिए १ उत्तर यह है कि कक्षा में बनाए गए और व्यवसायिक--दोनों प्रकार के मॉडेल उपयोगी 
। होते हैं ; किन्तु बच्चे खरीदे हुए मॉडेलों की अपेक्षा प्रायः स्वयं मॉडेल बनाकर अधिक ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। फिरसी जब वस्तुएँ सुलम हों और उनसे शिक्षण का उद्देश्य सर्वोत्तम ढंग से पूरा होता हो तो मॉडेल 
बनाने के लिए बच्चों को ग्रोत्साहित करना व्यथ होगा । किन्तु जब बच्चों की रचनात्मक अभिष्ठचि को 
अथवा उनकी सामर्थ को विकसित करने का उद्देश्य हो, तब मॉडेल बनाना उपयोगी कार्य हो जाता है। 








अ शानुकृतियाँ 
अंशानुकृतियों की चर्चा पिछले विश्व-युद्ध के दौरान प्रायः सुनी जाती थी, क्योंकि बहुसंख्यक 








कलकत्ता के लेक व्यू हाईस्कूल के प्राइमरी सेक्शन में एक बच्चा घड़ी की अंशानुकृति की सहायता 
द क्‍ .. से समय देखना सीख रहा है। हद 


१४७ 











“ सैनिक कर्मचारियों को अत्यन्त अत्प समय में प्रशिक्षित करने के लिए अंशानुकृतियों और मॉडेलों 
का उपयोग खुलकर किया गया था। वास्तविक चीज़ों के स्थान पर प्रायः इन्हीं को चुना जाता 
था, क्योंकि इन्हें समझना अपेक्षाकृत सरल होता था। तो, अंशानुकृति और मॉडेल में अन्तर 
क्या है? हम कह चुके हैं कि किसी वस्तु का मॉडेल उसकी असिज्ञेय अनुकृति है, वह मूल वस्तु 
से आकार में छोटी या बड़ी हो सकती है। किसी वस्तु की अंशानुकृति उसके कुछ पहलुओं 
की त्रिविमितीय अनुकृति होती है। उसका प्रयोजन सीखने ओर सिखाने के लिए होता है 
इसलिए उसका रूप मूल वस्तु के समान नहीं भी हो सकता । द 


इस शती के प्रारम्भ से भारत के स्कूलों में बच्चों को घड़ी में समय देखने की विधि 
सिखाने के लिए घड़ी की अंशानुकृति का प्रयोग किया जाता रहा है जिसमें डायल पर सूइयों 
का घूमना दिखाया गया है। दफ़्ती या गुटकों से अन्य कई चीज़ों--जेसे रेलगाड़ियों, हवाई 
 जहाजों, जलयानों, पुलों, सुरंगों--की अंशानुकृतियाँ बनाते हुए बच्चे उनके सम्बन्ध में 
बहुत कुछ सीख छेते हैं। तकनीकी शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए एँजिनों की 
ऐसी अंशानुकृतियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें एँजिन के कुछ विशिष्ट भागों पर ध्यान केन्द्रित 
किया जाता है । कुछ ऑटोमोबाइल प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थी को ब्रेकों से, त्वरक-यंत्र से तथा 
सचमुच की कार की अन्य चीज़ों से परिचित कराने के लिए पहिले चालक के बेठने की जगह की 
अंशानुकृति का उपयोग किया जाता है । द 


. १४८ 











विवेच्य वस्तुएं 





| यथार्थ पदाथों के नमूनों को विवेच्य वस्तुएँ कहते हैं । अपने प्राकृतिक परिवेश से प्रथक 
| ... होने पर भी ये शिक्षण के लिए उपयोगी साथनों का काम देती हैं। विभिन्न विषयों के अध्यापन 

हड्डियों, पंजों, दाँतों, मछलियों, तितलियों, चिड़ियों, पत्तियों, फूलों, टिकटों, मुद्राओं बटटों, 
खनिजों, पत्थरों तथा कृषि-उत्पादनों के संग्रह उपयोग में छाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 


























'सुरेन्द्रवाथ इन्स्टीट्यूशन, कलकत्ता की एक छोटी कक्षा में : वास्तविक बटूटों और मापकों 
) ...._ के उपयोग से खेल का पुट आ जाता है और बच्चों के लिए अंकगणित का 
..... ः पाठ बहुत सरल और मनोरंजक हो जाता है।... 








हे 








) 


























(| 
| 











| 





शिश्षु तथा प्राइमरी कक्षाओं में अंकगणित के समुचित अध्यापन के लिए बट॒टों और मापकों का 
प्रयोग अत्यावर्यक होता है। कृषि-उत्पादनों, चट॒टानों और खनिजों के नमूने भूगोल के पाठों 
को कुछ वास्तविकता का स्वरूप दे देते हैं। प्रकृति-निरीक्षण में फूलों, पत्तियों, पीठिकारोपित 





क्‍ चट्टानों और कृषि उत्पादनों के इन नमुनों से भूगोल के पाठों में वास्तविकता 
का पुट आ जाता है । 


निकाल लेते हैं। 





साउथ प्वाइ'ट स्कूल, कलकत्ता में यथार्थ वस्तुओं की मदद से सीखते हुए बच्चे । 


१ प्‌ ०] 





! 


होता 


श्‌ 


हुत मदत्त्वपूण 


साथ उनका प्राकृतिक परिवेश ब 


के 


#क 


वेच्य वस्तुओं 


भनेक वि 


चित्र दिखाने के लिए विद्यार्थियों को 


अर. 


केता का सम्यक चि 


वास्तवि 


चर 


कक्षा में लाना असंभव है । 


कु 


ञ्से 


से हमारे पास फ़ोटोआफ़, 


चर े 


सासाब्य 


०००५ 


फिरसी, 


स॑ हम बनचचचा 


जा सकता। 


कराया 


नहीं 
बे 


गी 


ससार का पयंटन मे 


ए 


के 


| को प्राकृतिक परिवेश का बोध 


पक 


कि 


। इनकी सहायता 


डेल जेसे साधन हैं। 


ञ्ले 
छ 


फिल्में ओर म 





में ही मिल जाती है। 


ओं से द्रस्थ स्थान की भलक कक्षा 


ज पर प्रदरशित कश्मीर को इन वस्तु 


मे 


बट 


भी होती 


परिवेश 
हैं जो पास 


में निर्जीव 


के अभाव 


कृतिक परिवेश 
नहीं किया जा सकता। 


पने प्र 


जोअ 


हें 
उनका अध्ययन न 


'ऐसी 


च्यू वर 


कुछ विवेच 


कुछ फूल 
हों तो 


में 


श्र 
थप 


हैँ तो भी प्रत्यक्ष यथ 
ऐसी हो सकती 


हो जाती 
भोर पत्तिय 


ब्ध्भी 


|] 


हों 


कहीं उपलब्ध न 


से 
किन 


में 
हैं, अपने सहज ज्ञान से 


यदि वे उपल 
भओऔर परख नह 


कर सकेंगे। 


रे 
विचार से 


जाच 


4 


हम उनको ज॑ 


विभिन्न पहलुओं 


वि 
देखते रह सकते 


० बी 
करते 


: विभिन्न दृष्टिकोणों 
तितली को आप दूर 


सम्भवत 


किक 
उसक 


आप 


नेके 


करने 


वह आपकी उपस्थिति जान छेती 


व्ययन 


ज्यों ही अध् 


छु 


मत 
बा 


रै 


भ्द 


से 


पास जाने का यत्न क 
ओर उड़ जाती है । 





है 


किक 


दि] 


रच 





हा 





क्‍ ९ 3 ...._ नाटकीकरण 


पाव्यचर्चा के प्रायः सभी विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विदेशीभाषाएँ का 
अध्ययन मौर अध्यापन नाटकीकरण द्वारा साथेक और आनंदूप्रद्‌ अनुभव में बदला जा सकता है। 


शिक्षा के निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक यह समानखझूप से प्रमावपूर्ण सिद्ध हुआ है । उसे पात्रों 


द्वारा सामान्य अभिनय कक्षा में ही किया जा सकता है अथवा उपयुक्त रंगमंच पर सावधानी से. 
तैयार किया गया पूर्ण नाटक भी खेला जा सकता है । 8 


अभिनेताओं और दशकों को समानरूप से लछाम होता हे ! 
.. उत्तर यह है कि लाभ दोनों को होता यह कहा जा सकता है कि नाटकीकरण में भाग 
. लेनेवालों को अधिक लाभ होता हैं क्योंकि वे चरित्रों के आन्तरिक स्वरूप को प्रायः पहचान छेते 
हैं। शिक्षण की स्थिति में नाउकोकरण के माध्यम से यदि दशक तअ्रटियों अथवा भूलों को दूर 
करने के विचार से, अभिनेताओ को सावधानी से देखें तो उन्हें भी इस प्रयास में घनिष्ट अनुभूति 
- हो सकती है। द मा 


प्रश्न है: क्या नाटकीकरण से 
माप 
हट 


ञ्रे 


 नाटकीकरण की उपयोगिताएँ 


द यह सच हू कि नाटकीकरण यथा अनुभूति का एक अलुकल्प मात्र है, किन्तु सुव्यवस्थित द 
ढंग से अभिनीत नाटक में अभिनेता और दशक दोनो' ही कुछ समय के लिए यह भूल जाते हैं. . 


.. कि वह अयथार्थ हैं। कुछ अभिनेता असिनेय चरित्र के आन्तरिक स्वरूप से इतने एकरूप हो 


हे! प्‌ र्‌ हक 





2४ 
पा 
री 
| 
| 
हे 
2 
है] 
| 
हि! 
|] 
] 
] है 
5] 
॥! ॥: 
| 
| 




















00 
' 





किक 


जाते हैं कि अपने भावावेश को रोक नहीं पाते। ऐसी स्थिति में दशक भी स्वभावतः उद्ेलित हो 


ड्ल्च 


उठते हैं। कुछ वष पहले एक स्कूल में भभिनीत ज्रुव” नामक नाटक में श्रव की भूमिका निभानेवाला 


कि 


विद्यार्थी मगवान की खोज में 
उस समय कुछ दशक और तमाम बच्चे उसी भावावेश में रो पढ़े । ऐसी अनुभूतियाँ अभिनेताओं 
और दशकों दोनों पर ऐसे प्रभाव छोड़ती हैं जो आसानी से भूलाए नहीं जा सकते । 


माँ को छोड़कर श्रुव के प्रस्थान के समय सचमुच रो पड़ा। 


नाटकीकरण बच्चों की मिसक दूर करने में सहायक होता हैं। प्रारम्भ में, एक मिनट 


के लिए भी दशकों अथवा श्रोताओं के सामने खड़े होने में भिम्कऋनेवाले लड़के-लड़कियाँ बाद में 


रंगमंच पर घंटों खुलकर अभिनय करते देखे गए हैं। नाटक देखनेवाले शर्मीले बच्चो को रंगमंच 
पर आकर अभिनय करने का प्रोत्साहन निस्सन्देह मिलता है । 


स्कूल में खेले जानेवाले नाटक के अन्तिम प्रदर्शन की तंयारी में केवल अभिनेताओं को ही नहीं, 
बल्कि अन्य सभी बच्चों को कई दिनों तक लगातार मिलजुलूकर बहुतेरे काम करना पड़ते हैं। 


रंगमंच तेयार करना पड़ता हैं, प्रकाश और बेठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, स्कूल में उपलब्ध 


न हो तो माइक की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, पोशार्के तेयार करनी पड़ती हैं या यहाँ-वहाँ. क्‍ 


से लानी पड़ती हैं, निमंत्रण पत्र छुपाने या तेयार करने ओर बाँटने पड़ते हैं । इन सारे कामों 
के लिए विभिन्न कक्षाओ' के अनेक विद्यार्थियों का सहयोग आवश्यक होता है । नाटक में भाग लेने 


कप 


वालो' को अन्य प्रत्यक्ष छाम भी होते हैं। चाल-ढाल ध्वनि-नियंत्रण, शब्द-योजना तथा कथन-शैली 
सम्बन्धी । नाटक में भाग लेनेवालो' तथा दर्शकॉ-दोनो' की सोन्दर्यानुभूतिमूलक असिरुचि विकसित 
होती हैं । 


समाज-शिक्षा में नाटकीकरण "का स्थान 


समाज-शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम को लें, उसमें नाटकीकरण का महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 
ग्रामीणों में अभिनयों के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। अपने खेतों में दिन में कई घण्टे काम 


करने के बाद भी वे इसके लिए घण्ट्रो' जुटे रह सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी 


इस स्वाभाविक रुचि का पूरा छासम उठाना चाहिए। इसमे सन्देह नहीं कि अत्यधिक शेक्षणिक 
महत्व की किसी फिल्‍म का प्रद्शन आयोजित करना सामाजिक कायकर्त्ता के छिए बहुत आसान 


होता हैं ; किन्तु नाटक एक नितान्त भिन्न उद्देश्य को पूरा करता है। यह गाँववालो' को उपयोगी 
. और रुचिकर कार्यक्रम में काफ़ी समय के तक व्यस्त रखता हैं। नाटक खेलने की तैयारी में स्त्री-पुरुष, 
_ छड़के-लड़कियाँ, इद्ध और युवा सभी हिलमिलकर प्रांतदिन लम्बे समय तक उठकर काम करते हैं। 


रददी सामान से उपयोगी चीज़ें बनाना सीखते हैं। उनमें आत्मानुशासन की आदत पड़ती हे । 


७३ 


सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्मरण रखना चाहिए कि उनकी सफलता काफ़ी हृद तक 

.. अभिनेताओ' और कार्यकर्त्ताओ' के साथ कुशल व्यवहार और सहाुभूति पर निर्भर होती है। 
ग्रामीण दशको' के लिए उपयुक्त अच्छे नाटक प्रायः उपलब्ध नहीं होते। अधिकांशतः 
ऐसे नाटक लिखना ही पड़ते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि आमीण अपने देनिक जीवन का 
ही चित्रण देखना अधिक पसन्द करते हैं। बढ़े-बढ़े नगरों के मसलो' में उन्हें रुचि नही होती । 
आमीण क्षेत्र भें खेले जानेवाले नाटक में जीवन की ऐसी सरल समस्याओं का चित्रण होना चाहिए 
जिन्हें सभी लोग आसानी से समझ सकें। जहाँ तक व्यवहारिक हो, ग्रामीण दशकों के लिए 
. लिखे जानेवाले नाटक में, सम्बन्धित क्षेत्र की शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिंए। 
हमारे देश के गाँवों के लोग धामिक विषयों को बहुत पसन्द करते हैं । ग्रामीण क्षेत्र के लिए लिखे द 
जानेवाले नाटकों में यदि धामिक पुट रहे तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है।_ द 


नाटकीकरण के प्रमुख प्रकार 


अब नाटकीकरण के उन प्रमुख प्रकारों पर विचार करेंगे जो शेक्षणिक स्थितियों को प्रमावपू्ण 
और यथा बनाते हैं । छोटे बच्चों के यथाकत्प नाटक से प्रारम्भ करें, जिसे 'नाठकीय खेल 
भी कहते हैं; उसके बाद सयाने बन्त्चों द्वारा आयोजित और पूर्वांसिनीत अभिनय पर विचार 
करें जिसे 'नाटक' कहते हैं, फिर भव्य और गम्भीर 'छीला', 'मूक्क अभिनय” और “चित्रस्तब्ध 
_नाथ्य दृश्य! का तथा अत्यन्त रोचक कठपुतलियों के खेल का विवेचन करें । 


नाटकीय खेल 


बच्चों के यथाकल्प नाटक को 'नाटकीय खेल' कहा जाता है । इसमें मुख्यतः बच्चे ही द 
भाग लेते हैं। इस खेल का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक और द 
सामाजिक विकास हो । ऐसे नाटक को 'रचनात्मक नाव्य' भी कहते हैं क्योंकि इसकी तेयारी 
बच्चे ही करते हैं। बच्चे दूसरों के शब्दों को रटकर दोहराते नहीं हैं; वे जो कुछ सी कहते 
या करते हैं वह सब स्वयं-स्फूर्त होता है । कोई विशेषज्ञ उनका निर्देशन नहीं करता |... 


नाटकीय खेल बच्चे के ज्ञानाजंन और विकास का स्वाभाविक मार्ग हैं। “जीवन की परख' 


का, जो कुछ उसे रोचक छूगा हो उसकी पुननुभूति का, यह उसका अपना ढंग है। जो भी नया _ 


या विशिष्ट अनुभव उसे होता है उसे वह अपने ढंग से समझना चाहता है । बस पर वह कहीं 
दूर जा रहा है। . चालक बस केसे चार्ू करता है ; घंटी बजने पर वह उसे केसे रोकता है-यह 

. सब वह ध्यान से देखता है। घर आकर वह चालक बनने का खेल खेलता है, क्योंकि चालक उसके . 
. मन को आ गया है। इसी तरह बह डाक्टर, नर्स, डाकिया--सभी कुछ बनने के खेल खेलता है और 
उन्हें समझता है. । 


.. छा 


'नण्छ 








के "5० के पतरबीललरम मलिक दन9«»+ानन+ सकल 7? वनिककिदनकल- परकलतन 





कोई रुचि. नहीं ले रहे हैं तो वे अपनी सारी सक्रियता बन्द कर देते 
. और ज्ञान खो देते हैं जो उन्हें इस तरह मिल सकता था। जब भी सम्भव हो, माता-पिता को 





यदि माता-पिता और अध्यापक बच्चों के इस खेल को प्रोत्साइन नहीं देते तो वे बन्च्चों 
की बड़ी हानि करते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता-पिता या अध्यापक उनके खेल में 


कक 


ओर वह सारा आनन्द 


बच्चों के खेल में शामिल होना चाहिए। इससे एक नया सम्बन्ध पनपता है। अपने बच्चों 
को कठिन स्थितियों का सामना हँसते हुए करने के लिए अनेक माता-पिताओं ने इसी 
तरह तेयार किया है। अपनी रचना “प्ले-मेकिंग विद्‌ चिल्ड्रेन” में विनिफ़ूड वाडे ने लिखा है 
“शक छोटी बच्ची का खतरनाक आपरेशन होना था; उसकी माँ ने उसके साथ अनेक बार 


अस्पताछ और आपरेशन का खेल खेला। जब आपरेशन का दिन आया तब बच्ची निडर होकर 


_ आपरेशन के लिए चली गईं, ओर बाद में उसने अपनी माँ से कह्दा, “सब कुछ ठीक अपने खेल की 


तरह हुआ ।” 


बच्चों में यथाकल्प की प्रद्वत्ति शिक्षाविदों को यह अवसर और सुविधा देती हे कि अनेक 
शैक्षणिक स्थितियों को प्रभावकारी और यथार्थ बनाया जा सके । छोटे बब्चों के खेल को आरम्भ 
करने के लिए अध्यापक कुछ छन्द या तुकबन्दी गुनगुना सकता है ; अनेक हन्दों या तुकबन्दियों 


कक 


में ऐसी लय और ताल होता है कि उन्हें सुनते ही बच्चे खेल झुरू कर देते हैं। बच्चों को ज्ञान 


कोई भी कहानी नाटकीय खेल का आधार बन सकती हे। बच्चो के साथ उनके खेल में शामिल 


होना अध्यापक के लिए अच्छा और उचित है ; इसलिए नहीं कि वह उन्हें खेलने का ढंग सममाए, 
बल्कि इसलिए कि बच्चो को जहाँ सहायता मिलनी चाहिए वहाँ उनकी सहायता करे। 


कभी-कभी रेलवे स्टेशन, बाज़ार, अजायबधर आदि की यात्रा के अनुभव बच्चों को स्कूल 


. में नाठकोय खेल खेलने को प्रेरणा दे सकते हैं। अनुभवी और सहानुभूतिपूणं कोई भी अध्यापक 


चर्चा द्वारा ऐसे खेलों को प्रारम्भ कराने की कलां जानता हं। अपने अनुभव सुनाने के लिए बच्चों क्‍ क्‍ 
को आसानी से श्रेरित किया जा सकता हे और ऐसी ही कोई भी चर्चा अध्यापक के उद्देश्य के लिए 


: पर्याप्त हो सकती है ।. 


. ऊपर जिस नाटकीय खेल की चर्चा की गई उसे कक्षाकक्ष में ही खेला जा सकता हे--यदि 
वह बहुत बड़ा न हो । अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर भी वह खेला जा सकता है। अध्यापक को 
इतनी सतकता रखनी चाहिए कि जिन का खेल से कोई सम्बन्ध न हो, वे उसे न देखें। बच्चे... 
बाहरी लोगो के सामने स्वतंत्र-सन होकर निस्संकोच काम नहीं कर पाते। फिरसी, ऐसे अवसर 
आ सकते हैं जब बच्चे अपने माता-पिता को तथा अन्य छोगों को अपना कोई भ्रिय खेल दिखाने 
के लिए उत्सुक हो'। जब ऐसे खेलो' का भायोजन किया जाए तो पोशाक और दृश्याबली 


|. बे 


आदि के सम्बन्ध में उपयुक्त सुझाव देकर  बच्चो' की सहायता की जानी चाहिए ताकि आमंत्रित 
लोगो' के लिए खेल यथार्थ और मनोरंजक हो सके । है. 6 ५ अर कह गे य 


घर की भाँति स्कूल में भी नाटकीय खेलो' के माध्यम से बच्चो' को पारितोषिक-वितरण 

दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस जसे महत्त्वपूण अवसरो' के लिए तेयार किया जा सकता है । 

.. इन “दिनों! या अवसरो' के यथाकल्प अनुभव उन्हें ब्रास्तविक आयोजन के दिन आसानी से अपना 
कास निस्संकोच करने के लिए तेयार कर देंगे । 


नाटक 


बच्चो द्वारा लिखी या किसी लेखक की कहानी के पूर्वांभिनय के बाद किए गए सुनियोजित 
| त ५ चर ब्‌ ५ जैसे-जैसे है होते च् बैसे-बेसे ४8.2 
अभिनय को “नाटक कहते हैं । बच्चे जेसे-जंसे सयाने होते हँ, वेसे-वेसे उनका कल्पना-छोक संकुचित 





हम 2 कलकत्ता में सी० एल० टी० बच्चों द्वारा नाटक का अभिनय।.... 
( सी० एल० टी०, कलकत्ता के सौजन्य से ) 





होता जाता है ओर यथार्थ वस्तुओ' में उनकी अभिरुचि हृढ़तर होती जाती हैं। नाटक यथार्थ 
स्थिति का अनुकल्प ही होता है । 


द नाटकीय खेल' की भाँति नाटक! भी बच्चों को रचना करने में सहायता पहुँचा सकता 
है ; पर बहुत-कुछ उनके मार्ग-दशेक अध्यापक पर ही निर्भर होता है। कुछ अध्यापक नाटक का 
निर्देशन ही नहीं करते, बहुधा उन कामो' को भी करते हैं जो बच्चो को करने चाहिए। वे कहानी 
चुनते हैं, उसका नाटकीकरण करते हैं और ऐसे बच्चो को चुनते हैं जो अपनी भूमिका याद कर 
. सके और उसे ठीक-ठीक निभा सकें। यदि नाटक को हम एक शिक्षाप्रद्‌ शैक्षणिक काये बनाना चाहते 
है! तो, हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे स्वयं ही अपने नाटक की कहानी लिखें। यदि ५ 
वे स्वयं कहानी न लिखें तो, कहानी चुनने और उसके नाटकीकरण का दायित्त्व बच्चो' पर ही छोड़ना 
चाहिए । विषय की उपयुक्तता पर कक्षा में सामान्य चर्चा कर लेना शैक्षणिक दृष्ठि से बहुत ही उपयोगी... 
व महत्त्वपूर्ण होता है । विभिन्न भूमिकाओं के लिए बच्चों को चुनने का काम भी कक्षा को ही हि 
सौंपना चाहिए । कक्षा के सभी बच्चों को नाटक के सम्बन्ध में कोई-न-कोई काम अवश्य 
. मभिले--इस बात की सावधानी बरतना अध्यापक को अवश्य रखनी चांहिए । ध 


लोला 


नाटक की अपेक्षा लीला अधिक सुन्दर और दर्शनीय होती है। उसमें कथन की अपेक्षा 
हृश्य-विन्यास और क्रिया को अधिक महत्त्व दिया जाता है। बहुधा लीला का सम्बन्ध किसी 
गम्भीर निष्ठापूण विषय से ही होता है। स्कूलों में लीला के लिए प्रायः गेतिहासिक दृश्य चने 
जाते हैं। कक्षा में लीछा-आयोजन के लिए अवसर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अधिक समय 
ओर शक्ति चाहिए। प्रभावकारी लीला के आयोजन के लिए पूरी शाला का सहयोग आवश्यक 
होगा । कुछ वर्ष पहले कलकतते के एक थिएटर में बहुत ही मनोर॑जक और शिक्षाप्रद लीला 
आयोजन देखने को मिला। उसमें, भारत में यंत्र-्युय का चित्रण श्रस्तुत किया गया था। 
पाखख-संगीत और हृश्य-विन्यास ने इस लीला की सफलता में बड़ा योग दिया। यों तो लीला 
आयोजन में सभी श्रकार की प्रतिभा या बुद्धि वाले बच्चों के लिए अवसर होते हैं, फिरभी कुछ ही 
शिक्षा-संस्थाएँ इसे प्रोत्साहन देंगी, क्योंकि स्कूल के स्वाभाविक कार्यक्रम में इससे बहुत व्यवधान होता है।.. 


 सूक अभिनय द हा) 


मूक असिनय में अभिनेता अपने भावों की अभिव्यक्ति केवल अपनी शारीरिक क्रियाओं, 
और भाव-भंग्ियों द्वारा करते है ; संगीत सामान्यतः असिनय के साथ-साथ चलता है। अभिनय 
में जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है उसका संकेत देने के लिए कोई घोषणा नहीं की जाती । 





हमारे देनिक जीवन की अनेक ऐसी समस्याएँ और स्थितियाँ हैं जिन्हें नाटकीकरण की 
अन्य किसी भी विधा की अपेक्षा मूक भसिनय द्वारा अधिक अच्छे ढंग से व्यक्त किया जा सकता 





हिन्दी हाईस्कूल, कलकत्ता के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मृक अभिनय । 


है। शर्मीले बच्चों के लिए मूक अभिनय विशेषरूप से उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इसमें उन्हें दर्शकों के सामने बोलना नहीं पड़ता । शारीरिक विकास करने की दृष्टि से भी नाटकीकरण 
की यह विधा उपयोगी है। मूक-अभिनय का एक फछाभ यह भी है कि इसका आयोजन कक्षा में सादी 
पोशाक में ही किया जा सकता 


श्रम 


चित्रस्तव्ध नाव्यक्श्य.........ः ० है रत 





चित्रस्तब्ध नाव्यद्स्य में अभिनेता न तो बोलते हैं ओर न कोई कार्यव्यापार ही करते हैं । 
उपयुक्त वेशभूषा के साथ यदि ठीक-ठीक मुद्रा-विन्यास किया जाए तो इस प्रकार क्के नाव्यदत्य में 
किसी ऐतिहासिक घटना या सामाजिक समस्या को प्रभ्चावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है । 
चित्रस्तन्ध नाव्यदृश्यों के साथ सामान्यतः संगीत का योग रहता है। नाटक की क्‍ यह विधा फ्रांस 
में जन-भ्िय है । वहाँ इसके अँगरेज़ी पर्याय 'टेब्लो' का अर्थ है चित्र । 


१७०८ ” 











' 
| 


विन कनाकनत+ पा 


| 
! 














मूक अभिनय की भाँति चित्रस्तब्य नाव्यहश्य को अस्तुत करते समय भी किसी प्रकार की 


कक 


घोषणा नहीं की जाती । दशकों को स्वयं ही अनुमान लगाना पड़ता है कि दृश्य में क्‍या प्रस्तुत 


किया गया है । यह बात बहुत ही मनोर॑जक और उपयोगी होती 





ब्रिटेन के स्कूलों में कठपुतलियों का निर्माण और उनके खेल नियमित कार्यक्रम के अंग हैं। 
( ब्रांटी हाउस, याक्रशायर, इ ग्लण्ड के सौजन्य से ) 


कठपुतलियों के खेल 


भारत के गाँवों में कठपुतलियों के खेल प्राचीन और जनप्रिय कला के रूप में प्रचलिन रहे 

हैं। सिनेमा और थिएटर का प्रचलन बढ़ने के कारण पिछले कुछ वर्षों में इनका चलन बहुत कम 
गया है। हिन्देशिया, चीन, जापान, श्याम, मिश्र और यूनान जेसे देशों में इनका चलन 
बहुत प्राचीन काल से है। यूरोप के कुछ स्थानों में भी मध्ययुग में कठपुतलियों के खेल धामिक 
नाटकों में प्रद्शित किए जाते थे । कुछ लोगों का विश्वास है कि अँगरेज़ी का शब्द 'मैरियॉनेट'--- 
डोरियों से चलनेवाली कठपुतलियाँ--की उत्पत्ति कुमारी मेरी की सचल काष्ठ प्रतिमाओं से हुईं 
है। पिछले दो दशकों में ब्रिटेन और अमरीका में कठपुतलियों के खल अधिक लोक-प्रिय हुई हैं। 
अमरीका के कई विश्वविद्यालयों में कठपुतली-कला के विभिन्न पहलुभों पर पाठ्यक्रम प्रचलित हें । 
ब्रिटेन के अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापकों को कठपुतलियाँ बनाने भोर उन्हें संचालित 


करने की शिक्षा दी जाती है । द 


१५५९ 

















(१) भारत के आमों में पुनरुद्धार योग्य शिल्प 


कठपुतलीकछा ऐसा शिल्प है जिसका हमारे गाँवों में पुनरुद्धार. किया जा सकता है 
कभी-कभी लोग विधिवत प्रस्तुत किए गए नाटक की अपेक्षा कठपुतलियों के खेल से भधिक आनन्दित 


कर 


हर । कठपुतलियों के खेल में क्रीमती पोशाकों और रंगमंच के उपकरणों की आवश्यकता 





बिहार के एक साप्ुदायिक विकास-केन्द्र में चेचक से बचने के लिए टीका लगवाने की आवश्यकता पर 
द कठपुतलियों के खेल के माध्यम से ज़ोर ढ़िया जा रहा है।.._ द 
क्‍ ( यूनाइटड स्टेट्स इन्फ़मेंशन सर्विसेज के सौजन्य से). जा 


नहीं होती इसलिए ग्रामीणों की शिक्षा के लिएं इसका प्रयोग छामदायक ढंग से किया जा. सकता हे 
। केठपुतलियों के खल में बोलनेवालों और संचालकों के रूप में तथा कठपुतलियाँ बनानेवालों 


के रूप में बहुत छोग इस शिल्प में लग सकते हैं।. कठपुतलियाँ और उनकी पोशाएं बनाने का 
काम स्री ओर पुछष दोनों, अवकाश के समय में कर सकते हैं । 


१ हो 




















(२) स्कूलों में प्रभावपूर्ण दृश्य-श्रव्य साधन 


कठपुतली शिल्प ज्ञानाजन का प्रसावपूर्ण साधन हो सकता है। पर दुर्भाग्यवश इस देश 
के स्कूलों में बच्चों के लिए कठपुतलियों का उपयोग प्रायः नहीं किया जाता । ब्रिटेन और अमरीका 
में कठपुतलियों का निर्माण और उनके खेल प्राइमरी स्कूलों के नियमित कार्यक्रमों में शामिल 
यह उत्साहवर्धक तथ्य है कि भारत के अनेक शिक्षाविद्‌ आज शिक्षा में कठपुतलियों के महत्त्वपूर्ण 
उपयोग का अलुभव करते हैं और इस प्राचीन भारतीय कला को स्कूलों में प्रचलित करने के लिए 
अयल कर रहे हैं। कठपुतलो निर्माण और कठपुतलो संचालन में प्रशिक्षण के पाउगक्रम की व्यवस्था 
अध्यापकों के लिए कलकत्ते के चिल्ड्रोन्स लिडिल थिएटर द्वारा और दृ्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय 


संस्थान, दिल्ली द्वारा की गई है। आशा है कि इस प्रकार के प्रयल्रों से कठपुतली कला के शेक्षणिक 
महत्त्व को बल मिलेगा । 


इतिहास, भूगोल, साहित्य, कछा और हस्तशित्प--सभी कठपुतलियों के खेल में योग 
दे सकते हैं। जब कई कक्षा कठपुतलो के खेल का आयोजन करती है तब कश्ना के प्रायः सभी 


विद्यार्थी कठपुतलियाँ, उनकी पोशाक, दृश्य तथा अन्य कई चीज़ें तेयार करने में कई दिनों तक 
'मिलजुलकर लगे रहते हँ। 32 ९ | 0... । कफ 


कठपुतलियों के बोल प्रस्तुत करने में बच्चों की कल्पनाशक्ति का विकास होता है , उनका 
सता संचालन करने में बच्चों की शारीरिक निपुणता बढ़ती है। पाठों के निद्शन के लिए कठपुतलियाँ 





मंच के लिए सुन्दर दृश्यों का निर्माण 
सामान्य औज्ञारों और सामान्य 
सामग्री से किया जा रहा है। 


(सी० एल० टी०, कलकत्ता के सौ जन्य से) 





१8६-) 















































नई दिल्ली स्थित शेक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के. 
दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग में कठपुतलियाँ बनाना सीखते हुए कुछ द 
| अध्यापक ।' (दैश्य-अ्रव्य शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के सौजन्य से) - 





,.. बच्चों को कठपुतलियाँ बनाना प्रिय लगता है। (सी० एल० टी०, कलकत्ता के सौजन्य से ) 











बनाने से भी बहुत लाभ हो सकता है । उदाहरण के लिए, यदि विवेचनागत ऐतिहासिक काल-विशेष 
की वेशभूषा ओर शब्रात्रों का प्रदर्शन करने के लिए छोटी-छोटी आक्ृतियाँ बनाई जाएँ तो इतिहास 
के पाठ काफ़ी रोचक दो सकते हैं। शर्मोले बन्च्चों को अधिक खुलकर बोलने ओर बात करने में 
_कठपुतली-कीड़ा से सहायता मिल सकती है, क्योंकि पर्द के पीछे वे दशेकों की दृष्टि से ओम रहते हैं । 


जज 


( ३) कठपुतली-निर्माण 


किसी कलात्मक कोशल के बिना ही बच्चे कठपुतलियाँ बना सकते हैं। कठपुतलली-निर्माण 
एक बहुत ही भानन्द्दायक रचनात्मक काम है। छोटे बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित 
रने के लिए पात्यचर्चा के किसी भी प्रकरण के सम्बद्ध करके या सम्बन्धित किए बिना ही इस कार्य 


को ग्रोत्साइन देना चाहिए । 


क्‍ नीचे कठ्पुतलियो' के कुछ ऐसे श्रकारों की चर्चा की जा रही है जिन्हें बच्चे बना सकते हैं -- 
इथपुतलियाँ--ये पुतलियाँ हाथ में दस्ताने की तरह जम जाती हैं और अंगुलियों: 


द्वारा नीचे से इनंका संचालन किया जाता है । इन्हें सरलता से बनाया जा सकता हैं। इनको 





कक 


ये सभी हथपुतलियाँ हैं। ( सौ० एल० टो०, कलकत्ता को सौजन्य से ) 


बनाने के लिए काग्रज़ कौ लगदी, कपड़ा, तागा, और रंग चाहिए। उत्तम हथपुतलियाँ केवल कपड़े 


से ही तैयार की जाती हैं। काग्रज़ की छगदी का प्रयोग पुतली के सिर के लिए और कपड़े 
का प्रयोग हाथो' और शेष शरीर के लिए किया जाता है । 


६३: 


प्सकनापाक्ापादरे 








बकरा 


घसन्‍ंडसडपए जरेकर टाल १ कदर 


नलखकरकक घर 

















छड़-पुतली (सी० एल० टी०, कलकत्ता के सौजन्य से ) 








छड़-पुतलियाँ--इन पुतलियों का छुड़ और डोरियों द्वारा रंगमंच के नीचे से संचालन किया जाता 
है। इन्हें भी सरलता से साधारण सामग्रियाँ जेसी लकड़ी, कपड़ा, तागा और रगों से बनाई 
जा सकती है । द 


डोरी-पुतलियाँ या मेरियॉनेट---इन सचल अंगों वाली पुतलियों का संचालन डोरियों के सहारें ऊपर से 
किया जाता है । इन पुतलियों को भी बच्चे आसानी से बना सकते हैं । इनके निर्माण की सरलीकृत 
तकनीके हैं । इनके बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है : कपड़ा, लकड़ी, ताया, रूई, रंग और अखबारों 
के ताव। इनका सिर शरीर के आकार की तुलना में बढ़ा बनाया जाता है और हाथो' तथा पैरो' के 
दो-दो भाग होते हैं। पोशाक ढीली होती है। कुछ स्कूलो' में दफ़्ती या मोटे कागज से 


डोरी-पुतलियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसी पुतलियाँ बनाना और भी 
सरल होता है। 


सामान्य दफ़्ती की पुतलियाँ--ये पुतलियाँ बच्च्चे बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। देखने 
में भी ये बहुत मोहक होती हैं। इन्हें छड़ियों से सम्बद्ध कर दिया जाता है । 





मोटे बेठन कागज से बनाई गई डोरी-पुतलियाँ । (शे० आ० प्र० रा० परिषद्‌ के 
हृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के सौजन्य से) गु 


(४) कठपुतलियों के खेल से संबंधित महत्त्वपूर्ण बातें द कट 
(१) कठपुतलियो' द्वारा अभिनीत नाटक को चुनते समय सबसे पहले यह बात ध्यान में 


जो 


०480४ 








गत्ते से बनो सामान्य हाथी की पुतली +. (शै० अ० प्र० रा० परिषद्‌ के दृश्य-श्रव्य 
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के सौजन्य से ) 


रखनी चाहिए कि पुतलियाँ वसे कार्य-व्यापार के लिए ही उपयुक्त होती हैं 'जिनका अभिनय रंगमंच 
पर प्रस्तुत कर सकना बच्चो के लिए आसान नहीं होता । 


 ब्ज तक 


(२) पुतल्ली-नाटक का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
उसमें कार्य-व्यापार के लिए पर्याप्त गुंजाइश हो । पुतलियो' को काम करते हुए देखना बच्चों को 
वसा ही अच्छा लगता है जसा वयस्को' को। यदि किसी हृश्य में पुतलियाँ देर तक निष्किय 
रहें तो पुतली-नाटक की 'रोचकता को आघात पहुँचने की आशंका रहती है । 


| 


(३) नियमित नाटक की भाँति पुतली-नाटक में भी पर्याप्त उत्य और संगीत होना 


. चाहिए। पाझ्-संगीत के लिए टेप रेक़ाडर उपयोग लाभदायक हो सकता है । 


(४) पुतली-नाटक्क छोटा हो। नाटक लम्बा होने से पुतलियो', -( विशेषरूप से 
_ डोरी-पुतलियों ) के खाराब हो जाने की आहांका रहती है । क्‍ 


क्ायोजाटक ४ ० डर 


द पुतछो-नाटक की भाँति छाया-नाटक भी भारत की प्राचीन ओर लोकप्रिय कला है | पाठों 
. पर भाधारित हो तो छाया-नाटक का उपयोग स्कूल के उच्च और निम्नवर्गीय--दोनो' श्रेणियों 
के छात्रों के लिए लाभदायक हो सकता है । 


क्रम 


. १६६ 








लत 





सच + फाथरकपन्‍ड: पद: 


उटध्वा 





'डछडट उसका 





























पुतछी-नाटक की भाँति छाया-नाठक के लिए भी जो कद्दानी चनी जाए उसमें कार्य-व्यापार॒ 
काफ़ी होना चाहिए। यदि हृत्यो' सहित उपयुक्त मंच की व्यवस्था हो तो छाया-नाटक का प्रभाव... 


बढ़ जाता है। छाया-नाटक में कथोपकथन हो सकता है, और नहीं भी; किन्त संगीत 
दोनो ही स्थितियो' में अत्यावश्यक होता है 


दाया-नाठक के दो भेद होते हैं। एक में अभिनय करनेवाले स्री-पुरुषो' की छायाएँ पर्द 
.. पर प्रक्षेपित की जाती हैं। वे प्रकाश के सामने अभिनय करते हैं और उनकी छाया पर्दे पर पड़ती 


है। अभिनेता पर्दे के बहुत समीप रहते हैं। हैल्यों जादूगरनियों आदि अस्वाम्ाविक पात्रों 


को दिखाने के लिए सुखौटे का उपयोग किया जाता है । 


हिन्दी हाईस्कूल, कलकत्ता के बच्चों द्वारा प्रस्तुत 
छाया-नाटक में देत्य का अभिनय करने के लिए 
मुखौदे का उपयोग किया गया है। 





दाया-नाठक का दूसरा अकार, पुराने ज़माने में भारत में बहुत प्रचलित था । पतले गत्ते या. 
छाई को काटकर बनाई गई पुतलियों (पहले कहा जा चुका है कि पुराने ज़माने में इसके लिए 
. पारभासी चमड़े का उपयोग किया जाता था) की सहायता से इसे प्रश्ठुत किया जाता है। पुतलियों 


. १६८ ह€. 








24 
प्र 
है । 


चरित्रों 


है। 
के दृश्यावली 











(ए 
प्र 
बूर 
हलक 
्प् 
2 
३. 
छा 
टि & 
त् हि हर 
68४ हा 
| ड् द 
वि का 
7 आ॑ पल र्ि हक 
हु हु 
हम 
एप (८798 | 
रण 59 ४... नि 
00 का हि ः 
4ह हू # रा 
# 42 के न । 
ए ९2 हि 775 ० 
| छएि | 
््रि 5. कफ ' पे 
(कक | की 5 
४छि (हि ह हा हु 
जा व हा 
्ह् जा 
5 हि 
हि हल 
नर पे [४ | है 
0॥-2%/:२ 









शिक्षा क्षेत्र में छाया-नाटक की उपयोगिता का अनुभव अपने देश में अब फिर किया जाने 
लगा है। कुछ स्कूलो' में छाया-चित्रों के माध्यम से मनोर॑जक कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । कुछ 
वे पू्वे सामान्य गत्ते की कटी हुईं पुतलियो' का एक अत्यन्त भव्य छाया-नाटक कलकते में हिन् 
हाईस्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में आयोजित ऐसे सर्वोत्तम नाटकों" 
से एक था। अपने योग्य कलाध्यापक के समर्थ निर्देशन में छोटी कक्षाओं के छगभग साठ विद्यार्थियों 
ने मिलजुलकर प्रायः ९० दिन इसके लिए काम किया था। इस नाटक की एक प्रशंसनीय विशेषता 
यह थी कि इसमें। गीता के भावसूक्ष्म दाशनिक विचारों को मूतं दृश्य-रूप में प्रस्तुत किया गया था । 
इस साइसपूर्ण आयोजन की अनुपम सफलता इस बात का सबल प्रमाण है कि स्कूछ के सामान्य पाठों 
से सम्बन्धित सरलतर विचार इस माध्यम द्वारा आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं।.... 


छाया-नाटक के लिए पुतलियाँ काटकर 


तयार करते हुए हिन्दी हाईस्कूल के 
विद्यार्थी । 





है 








स्‍लाइडें ओर फिल्मपश्टिया 


स्लाइड 
जादुई छालटेन की स्लाइडें “ द के 


जादुईं छालटेन की स्लाइड प्रक्षेपित चित्रो” के प्राचीनतम झूपो' में से एक है। अनेक ५ 
: भारतीय स्कूलो' और सामाजिक शिक्षा-केन्द्रो' द्वारा रूम्बे अरसे से जादुई छाल्टेन या, “डायरस्कोप! कर 
का प्रयोग किया जाता रहा है। इसका आविष्कार लगभग तीन सौ वर्ष पहले किया गया था । 


हे ५ 
यह उपकरण कुछ हद तक बोभिक ओर भारी है। दिखाई जानेवाली सामग्री ३ कल हे पते 


आकार को पारदर्शी स्लाइड पर अंकित और चित्रित करके प्रस्तुत की जाती है। जादुई लालटेन 
का संचालन बहुत ही सरल है। इसके छ्िए कमरे में पूर्ण अन्धकार की व्यवस्था आवश्यक नहीं . 
होती । स्लाइडे बनाना भी बहुत आसान होता है। इस यन्त्र की सरलता से प्रेरित होकर 
कुछ भारतीय निर्माताओं ने बच्चो के खेल के लिए छोटी-छोटी जादुई लालटेने खिलौनो' के 
रूप में बनाई हैं । द द हा हु 


यद्यपि जाहुईं छालटेन की स्लाइडें भारी कमज़ोर और अपेक्षाकृत अधिक खर्ींली होती हैं ; 
फिरमी भारत के आमीण स्कूछो' में, जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है, गैस बत्ती या ऐसीटिलीन गैस 


ह 


है 





. युक्त जादुई लालटेन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पड़ोस के झामीण स्कूलो' को देने के. 
... लिए ज़िलों' के प्रमुख नगरो' में यदि स्छाइड-पुस्तकालय चाल कर दिए जाये, तो अनेक ग्रामीण स्कूलों 
द्वारा इस यंत्र का नियमित उपयोग सरल हो जायगा । 


ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण से सम्बन्धित विषयो' पर अब व्यापारिक स्नोतो' से उत्तम कोटी 
को स्लाइड सस्ते दामो' पर उपलब्ध हैं; सामाजिक कायकर्त्ताओं को जादुईं लालटेन का उपयोग 
करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गंस बत्ती वाली जादुई छालटेनों का निर्माण अब _ 
भारत में होने छगा है। ये टिकाऊ होती हैं और इन पर निर्भर रह सकते हैं। बहुत _ 
... खर्चीली भी नहीं हैं। इनमें से कुछ प्रक्षेपियों में फिल्मपट्टियों के प्रक्षेपण की व्यवस्था भी रहती है।. 
... विशिष्ट शिक्षण-स्थितियों के लिए उपयोगी स्लाइड स्वयं बना लेने के लिए भी सामाजिक काये. 
त्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्लाइड बनाने के लिए विशेष कलात्मक योग्यता आवश्यकता 
नहीं होती; फिरभी थोड़े दिनों का प्रशिक्षण सहायक होगा। सामाजिक शिक्षा-आयोजकों के 
प्रशिक्षण-केन्द्रों ने दृश्य-श्रव्य दिक्षा के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में इस प्रशिक्षण को शामिल 
. कर लिया है। द द 


आधुनिक रइंच » २इंच आकार वाली स्लाइडें 


जब से ३५७ मि० मी० केमरे बनने लगे हैं, तब से उन शहरों ओर क़्स्बों में जहाँ बिजली 
पहुँच चुकी है, २ेइंच » रेइंच आकार वाली स्लाइड शिक्षा का उपयोगी साधन बन गई हैँं। 
इन स्छाइडो' का प्रद््शन करनेवाला प्रक्षेपी जादुई छालटेन की अपेक्षा बहुत छोटा और हलका 
होता है। जादुई छालटेन की तरह इस श्रक्षेपी का संचालन बहुत आसान होता है, और यदि दे 
इसकी बत्ती तेज़ हुईं तो कमरे में बहुत अँधेरा करना भी ज़रूरी नहीं होता । २३ंच »< २इईंच: 
आकार वाली स्लाइडों का नया प्रक्षेपी, जिसमें सामान्यतः फिल्मपष्टियों के प्रक्षेपण की व्यवस्था 
भी रहती है, जादुई लालटेन की अपेक्षा सस्ता होता है । द 


स्छाइडों के ग्राप्ति स्रोत 


.... उत्तम कोटि की बहुरंगी तथा सफ़ेद और काले रंग की स्लाइडें अब व्यवसायिक स्रोतों 
.. से अल्प सूल्य पर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा-अुसन्‍्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
के हृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग से भी ऐसी स्लाइड प्राप्त की जा सकती हैं । 


द ९७२ 























दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली में २८२” आकार वाली स्‍्लाइडों के एक प्रक्षेपी 
का उपयोग किया जा रहा है। क्‍ 
( संस्थान के सोजन्य से ) 


स्‍लाइडों के तेयार क्‍ द ॥॒ 


अध्यापको' और शिक्षाथियो' द्वारा आसानी से और कमख्र्च में स्छाइडें हाथ से और 
फ़ोटोआफ़ीय पद्धति से तेयार की जा सकती हैं । 


रू. बिक ७ + + हे के . में 
हस्तनिर्मित स्‍्लाइडे--ये सलाइडें २ इंच *८ २ इंच और ३ - ईंच » ४ इंच--के आकार में 


तेयार की जा सकती हैं ; छोटी स्लाइडो',की अपेक्षा बड़ी स्लाइडो' में चित्र बनाना आसान होता 
है। इन स्लछाइडो' को बनाने के लिए आवश्यक सामान है--काँच, पास्टिक, सेलोफ्रेन, बाँधने 


का फ़ीता ( जिसे काछा फ़ीता भी कहते हैं ), रंगीन ड्राइंग पेंसिल या क्रेऑन, स्याही, काग्रज़ और 
रंग आदि । 


काच या छास्टिक की स्लाइड मोमपेंसिल द्वारा काँच या प्लास्टिक पर चित्र बनाकर या लिखकर 
तेयार की जाती हैं। उपयोग करने के पहले, काँच या प्लास्टिक को भलीभाँति धोकर साफ़ कर लेना 


जी लक आम लक शी 8 पक 








चाहिए ओर सुखा लेना चाहिए । यदि स्लाइड को अविष्य के लिए सुरक्षित रखना हो, तो उसे काँच 
के दूसरे टुकड़े से ढक दिया जाता है और दोनो दुकड़ो' को फ़ीते से चिपका देता है। पानी में 
घुलनेवाले रंगों या इण्डिया इंक का उपयोग करना हो तो आधा चम्मच सूखा सरेस एक 
आँस गरम पानी में घोलकर कॉँच यथा छ्लास्टिक की सतह पर छेपकर देना चाहिए। चित्र 
बनाने से पहले इस लेप को बिल्कुछ सूख जाने दिया जाए। काँच या छ्ास्टिक की 
छायाचित्र वालीं स्काइडें शिश्चुालाओ' के लिए बहुत उपयोगी और मनोर॑जक होती हैं। 
इन्हें तेयार करने के लिए या तो इच्च्छित वस्तु का रूपाकार काटकर काँच या: प्लास्टिक 





महत्त्व की दृष्टि से रंगीन सलाइडों को लोकप्रियता केवल १६ मि० मी० फिल्मों 

से कम है। कुलू घाटी के सम्बन्ध में शे० अ० प्र० रा० परिषद्‌, नई दिल्ली के 

दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग द्वारा तेयार की गई इस स्लाइड-पुस्तिका में बारह 

रंगीन स्लाइड हैं। प्रत्येक स्लाइड पर विवरणात्मक टिप्पणी दी गई है! 

आशा है कि यह विभाग भारतीय जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर ऐसी . 
ही अनेक स्लाइड पुस्तिकाएँ तयार करेगा। 


१५७७ ” 








बल ऐप 


के दो टुकड़ों के बीच रखना होता है या जिस काग्रज़ से वह रूपाकार काठा गया हो 
उसी कागज़ को इन टुकड़ो' के बीच रख देना ही काफ़ी होता है । 


सेलोफ़ेन पर लिखकर या टंकण करके सेलोफ़ेन स्लछाइडें तेयार की जा सकती हैं। 
टंकित स्लाइड तेयार करने के लिऐ कार्बन काग्रज़ को मोड़कर दोहरी परत बनाएँ और जिस ओर 
काबेन लगा हो उसी ओर की परतों के बीच सेलोफ़ेन को रखें । सेलोफ़ेन पर जो कुछ लिखना 
हो उसे बिना रिबन लगाए टंकित करें। टंकण काबन के माध्यम से होगा। प्रक्षेपण के 
लिए सेलोफ़ेन स्‍्लाइडें काँच की दो स्लाइडो' के बीच रख दी जाती हैं ओर फ़ीते से 
चिपका दी जाती हैं। 


फ्रोटोचित्र-स्लाइडे--फ़ोटोचित्र-स्छाइड फिल्‍म पर 'पॉज़िटिवक” क्वाप होती हैं। और सामान्य 
फिल्म निगेटिव से मिन्न होती है । यदि उपयुक्त उपकरण और अ#पघेरा कमरा हो तो कोई भी 
इन सस्‍्लाइडो' को तेयार कर सकता है। यदि ३७ मि० मी० फिल्म पर फ़ोटोचित्र लिए गए हों 
तो आसानी से २इ३ंच » इंच आकार की स्‍लाइडें बनाई जा सकती हैं। यदि फिल्म काले 
और सफ़ेद रंगो' में हो, तो उसका 'पॉज़िटिव' अक्स फिल्‍म पर ही लेना होगा। सर्वोत्तम प्रिन्ट्स' 
२इंच »८ २इंच आकार के बने-बनाए चित्रफलको' पर जमा दिए जाते हैं। ये चित्रफलक फ़ोटोचित्र 
की दूकानों में मिलते हैं। यदि रंगीन फिल्‍म का उपयोग किया जाय तो वह उसी 
तरह स्लाइड पर आ जाती है जिस तरह चित्रफलक पर जमाई हुईं, प्रक्षेपण के छिंऐ 
तेयार, स्फट स्लाइड । 


फिल्मपट्टियाँ 


फिल्मपट्टी ३२५ सि० मी० की एक अज्वलनशीलछ अभंग पट्टी होती है । इसमें से व्यवस्थित 
अलग-अलग फ़ेम या चित्र क्रम से रहते हैं और व्याख्यांत्मक टिप्पणियाँ प्रायः साथ ही रहती हैं। 
फिल्मपट्टी में फ्रेमो' की संख्या सो तक हो सकती है । यह संख्या प्रायः साठ रहती है । चित्र एकहरे 


या दोहरे फ़ूम सहित हो सकते हैं। फ़म एकद्दरा होने पर चित्र का आकार रूगभग 


०७ |.घ्छ ह 


है कर , १, दी के है. 
होता है; दोहरा फ़म होने पर १इंच » १- इंच होता है । सामान्यतः एकहरे फ़ेस का ही उपयोग 


किया जाता है और प्रक्षेपी में उसका संचलन ऊर्ध्वाधघर (वरटिकल ) होता है। दोहरे फ्रेम वाले चित्र 


१७जज 


इंच »< १३ंच 











प्रायः क्षैतिज आयाम (हॉरीजान्टल) में छापे जाते हैं और अक्षेपी में इनकी फिल्मपट्टी का संचलन 


 क्षैतिज होता है। कुछ प्रक्षेपी फिरकी सिरे वाले होते हैं , उनमें ऊर्वाधर या क्षेतिज दोनों ही रूपों... क्‍ 
मेंचित्रदिखाए जा सकते हैं। .....्र््र्र्र्र्र्र<ज-ज-जझजझ्-|<& 
.. फिल्मपट्टी प्रक्षेपी का आविष्कार: सन्‌ १९२० के छगभग हुआ था । उसका प्रचलन और 
लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है । इसका प्रचलन पिछले विश्वयुद्ध के दौरान विशेषरूप से तब हुआ 
जब सैनिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा इसका व्यापक उपयोग किया गया । क्‍ 





गैहरे फ्रेम वाली एक फिल्मपट्टी । ( यूनाइटेड स्टेट्स 
इन्फ़र्मेशन सविस, कलकत्ता के सोजन्य से ) 


 एकहरे फ्रूंस वाली एक फिल्मपट्टी । (यूनाइटेड स्टेट्स 





द इन्फ़रमेशन सविस, कलकत्ता के सोजन्य से ) 
फिल्मपट्टी भ्रक्षेपी कां चुनाव द द 
| फिल्मपट्टी प्रक्षेपी खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना उचित होगा-- 
रा (१) अक्षेपी की छेस-व्यवस्था ठीक है या नहीं? || हे 
२) क्‍ प्रक्षेपी इकहरे और दोहरे फ़ूम वाली-दोनों प्रकार की फिल्मपट्टियों के प्रदर्शन में सक्षम है? 
(३). रेइंच 2६ रइंच आकार की स्‍्लाइडो' के उपयोग की व्यवस्था प्रक्षेपी में हे अथवा नहीं १ क्‍ 
(४) उसकी बत्ती की ताकृत क्या है १ (बत्ती ३०० बाट से कम की न होनी चाहिए) 2 











.. नहीं होने देता । 
(६) प्रक्षेपी मज़बूत है या नहीं? 


हि क्‍ ७) उसमें अवनमन (टिव्टिंग) की व्यवस्था है या नहीं १ ह 


(८) सफ़ाई करने और तेल देने के लिए प्रक्षेपी को भासानी से खोला जा सकता है या नहीं १ ्ः 


| 
) 
| 
॥ 








३०] ॥०० १ कि] ने 
“दि गेजेज़ बेसिन” (गंगा की घाटी) शीर्षक 'कामन आउण्ड' 
फिल्मपट्टी का एक फ़ेस । 





फिल्मपट्टियों से छाभ न्‍ कक नी 





. फिल्मपट्टी सर्वोत्तम शिक्षण-साधनो' में से एक है। भारत में प्रत्येक शिक्षण-संखा द्वारा... 


फिल्मपट्टियो' का उपयोग किया जाना चाहिए। फिल्म ग्रक्षेपी की अपेक्षा फिल्मपट्टी प्रक्षेपी सस्ता... हा, । हू हा 





होता है--अच्छे प्रक्षेपी का सूल्य छयस्नण ३०० रुपए है। आमीण क्षेत्रो' में जहाँ बिजली उपलब्ध 
नहीं है, मिट्टी के तेल के लेम्पो' वाले बढ़िया फिल्मपट्टी प्रक्षेपियो' का उपयोग किया 
जाता है। सैद्धान्तिक द दृष्टि से फिल्मपट्टी प्रक्षेपी पुराने जादुई लालटेन से अथवा नए 
२इंच ९ २इंच हलाइड प्रक्षेपी से बहुत भिन्न नहीं है; तथापि उसकी प्रमुख विशेषता और प्रमुख 
लाभ यह हैं कि एक-एक स्लाइड को हाथ से रखने या निकालने के बजाय बहुसंख्यक चित्रोंबाली 
ऐक फिल्म का उपयोग यांत्रिक ढंग से किया जा सकता है। इसका उपयोग बहुत भासान है। 
जादुई लालटेन की अपेक्षा यह अ्क्षेपी बहुत इलका भी है। इसमें प्रयुक्त फिल्मपट्टी, जादुई लालटेन 
की भारी-भरकम स्लाइडो' के विपरीत, हलकी और सुसंहत (कॉम्पेक्ट) होती है। इस फिल्मपट्टी की 
टूट-फूट का खतरा नहीं होता । फिल्मपट्टियाँ सरती होती हैं। स्कूलें तथा सामाजिक शिक्षा-केन्द् 


हि 
है: 
प 
2 
न 
पड हल ह 


'ड जता अट७-क_+- शक नर 
नम पका ७ +न्के 








दि आज 730 ८ कर: ,97 कप 22-6४ ८ + ४5६ 5-.:3 5३४५० अह अष्ट् ५ 
हटा पक 


कटकल्कला हु टेट 42 2० 


. उपयोग के लिए तैयार केरोस्कोप ( मिट्टी के 
तेल के लालटेन वाला फिल्मपद्दी प्रेश्लेपी) 





ऐसी फिल्मपष्टियो' के पुस्तकालय आसानी से बना सकते हैं जिनका वे नियमित उपयोग करना चाहें । 
पुरानी पड़ते ही इन पट्टियों को निकाला जा सकता हे। क्रीसमती फिल्‍मो' के सम्बन्ध में यह 
संभव नहीं हे ] जादुई लालटेन या स्लाइड श्रक्षेपाो की भाँति फिल्मपट्टी प्रक्षेपा के लिए 
सी कमरे में बिल्कुल अँधेरा करना ज़हरी नहीं होता; और, यदि आवश्यक उपकरण 
उपलब्ध हो तो, सस्‍्लाइडों की भाँति फिल्मपट्टियाँ सी बिना किसी विशेष कठिनाई के तंयार 
की जा सकती हैं। 


फिल्मपट्टी का उपयोग 


फिल्मपट्टी के उपयोग के संबंध में छूगभग उन्हीं सुक्कावों का ध्यान रखना पढ़ता हैं जो 
हृ्य-श्रव्य साथनो' के सस्बन्ध में पहले दिए जा चुके हैं। फिरभी, नीचे लिखी बातो पर ध्यान 
देना चाहिए। 


किसी फिल्मपट्टी का उपयोग के लिए पहली ज्ञातव्य बात है उसकी विषयवस्तु । फिल्मपट्टी 
को पहले से ही देखकर और उसके साथ की टिप्पणियों को पढ़कर यह जाना जा सकता है । 
अध्ययन के प्रकरण के सन्दर्भ में उपयोग में लाई जानेवाली फिल्मपष्टी का एक निश्चित मूल्य और 
महत्व होना चाहिए। यदि फिल्मपट्टी अध्ययनगत विषय की किन्हीं महत्त्वहीन बातो का स्पश मात्र 
करनेवाली हो तो उसका उपयोग व्यथ्थ होगा । 


विद्याथियों को फिल्मपट्टी से भलीभाँति परिचित कराना चाहिए। भ्ध्यापक को 
विद्यार्थियों को समझ्ताना चाहिए कि फिल्मपट्टी का विषय क्या हे; अध्ययन के प्रकरण से 
उसका सम्बन्ध क्या हें, उसके प्रदर्शन का क्‍या प्रयोजन है, और फिल्मपट्टी में किन चीज़ों 
को विशेपरूप से देखना चाहिए। फिल्मपट्टी सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को व्यामपट्ट पर 
लिख देना अच्छा होता हे। 


फिल्मपट्टी का अ्रद््शन ढंग से किया जाना चाहिए । फिल्मपट्टी ग्रक्षेपी बहुत सरल यंत्र होता है। . 
आसानी ओर धीरज के साथ उसका संचालन करने में समथे होना चाहिए। कक्षा का काम शुरू करने 
से पहले ही अश्षेपी की देख-भाल कर लेनी चाहिए और फिल्मपट्टी को व्यवस्थित कर लेना” चाहिए। .. 
पर्दे पर चित्र स्पष्ट प्रदर्शित करने के लिए कमरे में पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए। यह बात रंगीन 

_फिल्मपट्टियों के सम्बन्ध में विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके लिए काले और संफ़ेद रंग 
. की फिल्मपट्टियों की अपेक्षा अधिक अंधेरा चाहिए। इवा के आवागसन की व्यवस्था के कारण 


0 20 





. यदि कमरे में पर्याप्त अन्धकार न किया जा सके तो चित्र को छोटा करके दिखाना चाहिएं ताकि 
वह स्पष्ट रहे। यदि कमरे में अन्धकार बिल्कुछ ही न हो सके, जेसा कभी-कभी होता है, तो 
बिजली या लेम्प की ग्रकाश-शक्ति बढ़ा दें, चित्र का आकार छोटा कर दें और परे के चारों ओर 





इस चित्र से स्पष्ट है कि फिल्मपट्टी बच्चों में कितनी प्रबल अभिरुचि उत्पन्न कर सकती है । 
( सुरेन्द्रनाथ इन्स्टीट्यूशन, कलकत्ता के माध्यमिक विभाग में एक फिल्मपट्टी पाठ ) 


छाया-पेटी का उपयोग करें। काम चलाऊ हछाया-पेटी गत्ते की बनाई जा सकती है। दर्षणों 
की सहायता से पृष्ठ प्रक्षेपण की अपेक्षा ये युक्तियाँ अधिक कारगर होती हैं। उपलब्ध हो तो 
'उभारदार पर्दे का उपयोग करें। परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि कमरे के दोनों पाश्ौं में बेठे 
दर्शको' के लिए उभारदार पर्दा ठीक नहीं होता । यदि दीवाल का रंग इलका हो तो बह परे. 
का काम भलीभांति दे सकती हे। यदि किसी मानचित्र का प्ृष्ठटभाग सफ़ेद रंग का हो तो उस पर 


.._ छायाचित्र बहुत अच्छा आएगा । यदि फिल्मपट्टी में शीर्षक दिए गए हों तो उन्हें पढ़ने के 


... लिए बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। प्रत्येक चित्र को प्दें पर उतने समय तक रोकना चाहिए 

. जितना उसे चित्र को पूरी तरह देखने-समभने के लिए पर्याप्त हो। कुछ चित्र भी होते हैं कि 
जिन पर केवल नज़र डालना काफ़ी होता हे। फिल्मपट्टी के प्रद्शन के समय अश्रश्नोत्तर 
ओर विवेचन उसे समझने में सहायक होते हैं। सवाक-पट्टियों के प्रदशन . में यह सब 
सम्भव नहीं होता। . द 





विषय के अजुकूछ फिल्मप्टी का अजुबर्ती काये कई तरद्ट का हो सकता है। 
' अजुबर्ती कार्यक्रम में आयः सामान्य विचार विसश और परीक्षाएँ--मौखिक या लिखित-- 
होती हैं। किसी विशेष बात पर ज़ोर देने के लिए फिल्मपट्टी दुबारा दिखाई जा सकती 
है। कभी-कभी केवल एक ही फ्रेस का प्रक्षेपण किया जाता है और उसे ही मौखिक 
या लिखित लेख का आधार बनाया जाता है। विशेषकर छोटी कक्षाओं में, कुछ विषयों 
में किए जानेवांले रचनात्मक काये, जेसे रेखाचित्र या वतूलिका-चित्र बनाना--फिव्मपट्टी 
पर आधारित होते हैं। यदि फिल्मपट्टी किसी तकनीकी विषय से सम्बन्धित हो ओर 
उसमें शिल्पो' का प्रदर्शन किया गया हो तो अनुबर्ती कार्यक्रम में अद्शित, तकनीकों" 
का वास्तविक अभ्यास कराना चाहिए। कभी-कभी किसी विषय की फिल्मपट्टी स्कूली यात्रा 
था क्षेत्रिक पर्यटन में अभिरुचि उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है कि नया सीखने 
_ की इच्छा अधिक समय तक न टिक, इसलिए यात्रा या पर्यटन की व्यवस्था. यथासम्मव 
शीघ्र की जानी चाहिए। 


 फिल्मपद्टियों के दो प्रकार 


फिल्मपट्टी दो प्रकार की होती हैं--मूक और सवाक्‌। जिस फिल्मपट्टी के साथ 
तुल्यकालिक (सिन्कोनाइज्ुड) ध्वनि-रेकार्ड भी होते हैं उसे सवाक्‌ फिल्मपट्टी कहा जाता है। पर्द पर 
- अदशित चित्र के परिवर्तन का संकेत घंटी की मन्द ध्वनि से दिया जाता हे । रेकार्ड की गई आवाज़ 
और संगीत निस्सन्देह और अधिक रोचकता उत्पन्न करेंगे। मशीन हर समय चालक के पूर्ण नियंत्रण 
में रहती है, इसलिए, यदि ज़रूरत हो तो, किसी चित्र विशेष को वांछित समय तक पर्द पर रोका 
. जा सकता हैं। तब तक के लिए रेकाड को बन्द कर देना चाहिए। रेकाड उस समय भी बन्द 
. किया जा सकता है जब अध्यापक यह चाहता हो कि उसके विद्यार्थी किसी व्याख्या की सहायता के 
बिना स्वयं आवश्यक छानबीन करें । 

सवाकू फिल्मपट्टी का बकरी: अमरीका में लगभग तीस वर्ष पहले हुआ था। तब से 
' बहुत बड़ी संख्या में शेक्षणिक संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा हैं। अब 
ऐक नए प्रकार का प्रक्षेपी उपलब्ध हो गया हैं जो अपने आप फ़ेमों को पर्दे पर 
प्रक्षेपण. करता है। 


-5१८१.. :.. 





हा 
५३७४ 





भारत की जो शिक्षा-संस्थाएँ फिल्म प्रक्षेपी ख़रीढ़ सकती हों उन्हें फिल्मपट्टी प्रक्षेपण की इस नवीनतम मशीन को 
ख़रीदने से चुकना न चाहिए। (इलेक्ट्रो इंजिनियरिंग मैन्युफेक्चरिंग कं०, डेट्राएट. यू० एस० ए० के सौजन्य से) 


फिल्मपट्टियों के प्राप्ति स्रोत 


हमारे देश में फिल्मपट्टियाँ विभिन्न संस्थाओं से उधार निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे 
नई दिल्ली स्थित शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ से ; ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली 
से और कम्यूनिकेशन्स मीडिया सेन्टर, यू० एस० ए० आई० डी० नई दिल्ली से। विभिन्न व्यवसायिक 
फ़र्मों से भी फिल्मपट्टियाँ श्राप्त हो सकती हैं। यूनैस्को की स्लाइडो' के एजेंट, नेशनल एजुकेशन... 




















एण्ड इन्फ़मेंशन फिल्म्स लिमिटेड, बम्बई, के पास फिल्मपटष्टियों का संभवतः सबसे 
व्यवसायिक फिल्मपट्टियाँ सस्ती होती हैं, उनका मूल्य आयः दस या बारह रुपए मात्र होता हें। 
फिल्मपट्टियो' को इस सामान्य शर्ते पर मँगाया जा सकता है कि यदि इन्हें पूव-परिक्षण थे 
सनन्‍्तोषजनक न पाया गया तो बिना किसी दायित्त्व के वापस किया जा सकेगा । 


जा सकता ह । 





स्वर्गोय प्रधान मंत्री नेहरू तथा दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों से संबंधित ये फिर मपद्वियाँ शे० अ० प्र० रा० 
परिषद्‌ के हृश्य-अव्य शिक्षा विभाग द्वारा तेयार की गई हैं। (हृश्य-श्रब्य शिक्षा विभाग, 
नई दिल्ली से सौजन्य से ) क्‍ 


उधार या खरीद पर मिलनेवाली ये फिल्मपष्टियाँ सचमुच बहुत अच्छी "हैं. तथापि 
उनसे शिक्षाथियों की सामान्य आवश्यकताओ' की ही पूति होती है इसीलिए 
अध्यापक विशिष्ट झक्षणिक स्थितियो' में उपयोग के लिए अपनी फिल्मपट्टियाँ. स्वय॑ 


तेयार करते हैं। कोई भी अध्यापक, जिसके पास एक सामान्य कमरा ओर कौंध 


* १८३ 


बढ़ा भण्डार हैं। 
इ्त्त्‌ 
के बाद 


व्यवसायिक 
तथा अव्यवसायिक, दोनों प्रकार की फिल्मपट्टियो' के विषय व्यापक होते हैं ओर शिक्षा के सभी 


स्तरो--पूववप्राथमिक प्राथमिक, माध्यमिक और विद्वविद्यालयीन पर उनका उपयोग किया 











| 
। 


उपकरण ( फ्लेश एक्विपमेंट ) हो, क्‍ फिल्मपट्टियो. के "लिए फ़ोटोचित्र के सकता हैं। 


.... इस काम के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वह केमरा होता है जिसमें ३८० मि० मी० 


फिल्‍म का उपयोग किया जाता हो। 


.. फिल्मपट्टियाँ बनाने के लिए जिन फ़ोटोचित्रों' का उपयोग किया जाना हो, उन्हें 
सामान्यतः ८ इंच 2८ १० ईंच के स्फीत आकार में होना चाहिए। यह आवश्यक और 
महत्त्वूणे है कि प्रत्येक चित्र में केवल एक सूचना दी गई हो। ठीक पूर्वापर क्रम में द 
व्यवस्थित स्फ्रीत चित्रों, का ३५० मि० मी० फिल्‍म पर डुबारा' फ़ोटो लिया जा... 
सकता है। 


] ८४ 











द 
क्‍ ९ छु अपारचित्रदर्शी और तीब्रगामी.... 
विन्या है द 
सदर्शी द्वारा प्रक्षेपण 
अपारचित्रद्शी हा 
अपारचिन्रदर्शी, जिसे अमरीका में अपारदर्शी अक्षेपी (ओपेक प्रोजेक्ट) कह जाता हक 
है, ऐसा यंत्र है जिससे चित्र, फ़ोटोचित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, सिक्के, टिकट और... 
पत्ते जेसी अपारदर्शों किसी भी वस्तु का अक्षेपण किया जाता है। इंच 2 इंच है 
आकार वाले एक द्वार से चपटी वस्तु को प्रक्षेपीे के अन्दर रखा जा सकताहै।. ..|||्परऑः 
तेज़ रोशनी और ४५ की स्थिति में रखे दपण की सहायता से प्रतिबिम्ब पर्दे पर... ः न 
परावतित किया जाता है। * छ । न आम 3 | 
क्‍ यह यंत्र शैक्षणिक स्थितियो' में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए, हमारे अप 


देश की उन सभी शेक्षिक-संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए जहाँ बिजली हों। रह कक | 
अपारचित्रदर्शी का उपयोग शिक्षा के पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और विद्नविद्यालयीन खरों 
पर किया जा सकता है 4. जा द गे हम 28 आप अप 


830 मम है 








अध्यापिका अपारचित्रदर्शीं की सहायता से विद्यार्थियों को कुछ चित्र 
( पी० वी० टी० डी० कालेज आफ एजुकेशन फ़ार बीमेन, बम्बई के 


. इस अक्षेपी के कुछ विशेष छात्र हें. 


(8). 


पु ्। ग 
| हे डी प्र /] दर ३ पर 
हा ॥ं 


शिक्षण को प्रायः सभी स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि 


इसके लिए किसी तेयार स्लाइड या फिल्‍म की आवश्यकता नहीं होती। यदि 
. यह उपकरण मिल जाए, तो इसके द्वारा किसी भी मुद्रित, लिखित या चित्रित 


वस्तु का अ्क्षेपण किया जा सकता है। त्रिविभितीय पदार्थ यदि बहुत मोटे 
न हों तो इससे भलीभाँति ग्रक्षेपत्त किए जा सकते हैं। प्रो० काइन्डर की 
रिपोर्ट है कि अमरीका के विस्कान्सिन विश्वविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम के 
दौरान एक निद्शंक ने अंडों की ज़र्दी के रंग, आकार और उसकी झ्यानता 
पर चर्चा करने के लिए एक अपारदर्शी अक्षेपक में गइरी तश्तरियों में 


रख दिए थे।  ..  . 





के नमूने (ज़द और सफ़ेद अंश) 


इससे जिन चीज़ों का प्रक्षेपण किया जाता है 





यद्यपि है अंपारचिच्रदर्शी कीमती होता है, फिरभसी उपयोग में कम खर्चीला पड़ता है 0 
उन पर खच्च नहीं करना पड़ता । « :. 





इन सामाजिक शिक्षा आयोजकों को एपि- 

डाएस्कोप (पारचित्रदशों) के संचालन का 

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (सामाजिक 

शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्र, बेलूर मठ 
के सोजन्य से 














लय कर, : : आयुर्विज्ञान, इंजिनियरी और कृषि की शिक्षा देनेवाले कालेजों में पारचित्रदर्शों एक बहुमूल्य शिक्षण-साधन बल बी कम 
पा जी हैं। इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन, एसू० एसू० कर्नानी स्मारक अस्पताल, कलकत्ता. 


का द में इसका उपयोग नियमित रूप से किया जाता है। ० की क व कि 





(३) छोटे-छोटे फ़ोटोचित्रों या चित्रों को एक-एक विद्यार्थी को दिखाने के बदले उन्हें 
पद पर प्रक्षेपत किया जा सकता है ताकि कक्षा के सारे विद्यार्थी उन्हें एक 
साथ देख ले। 


. (४) ज्यामपट्ट पर अथवा काग्रज्ञ के बढ़े तख्ते पर मानचित्रों, आरेखों आदि 
.. के अनुरेखण तेयार करने के लिए भी इसी प्रक्षेपा का उपयोग किया 
जा सकता है। द द 


शिशुझ्ञालाओं और जनियर स्कूलों में अपारचित्रद्शी बहुत सहायक होता है। 
. आइमरी स्कूछ में किसी पुस्तक का कोई पृष्ठ पर्द पर आवरधित करके कक्षा में ही 
दिखाया जा सकता है और सभी विद्यार्थी एकसाथ उसे पढ़ सकते हैं। जब बच्चे लिखना 


.. सीख रहे हों तब उनकी कुछ सामान्य भूलों और उनके लेखन के नमूनों की पर्द पर 


प्रक्षेपेतत करके, दिखाया और समस्ताया जा सकता है। अच्छी लिखाई या सुलेख के 
उदाहरण भी श्रक्षेपेतत करने पर बहुत सहायक होते हैं। अब हमारे देश में ऐसी 
पत्निकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें पशु-पक्षियों, फूलों, मछलियों, इमारतों और स्मारकों के 
अनेक चित्र रहते हैं। ये. चित्र पर्दे पर आवधित-म्स्‍क्षेपत करके विविध पाठों के 
किए उपयोग में लाए जा सकते हैं। पुरानी पत्रिकाओं से इस प्रकार की सामओ का के 
. संकलन अध्यापकों को करना चाहिए ताकि विद्याथियों को प्रोत्साहन मिले। नए शब्दों को और 

नई बर्तेनी को सीखने में अपारचित्रदर्शी से बच्चों को अत्यधिक सहायता मिल सकती है। जनियर 
स्कूलों में विज्ञान, समाज-शासत्र ओर भाषाओं के सीखने में इससे बन्त्चों को अमूल्य सहायता 
मिलती हे 


रोक्षणिक टष्टि से अत्यन्त सहायक होते हुए भी अपारचिन्रदर्शी से कुछ हानियाँ 
या अखविधाएँ भी होती हैं। यह यंत्र भारी और बोमिछ होता है, इसलिए इसे एक. 
कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने में कठिनाई होती है। इस यंत्र को किसी एक 
| द कमरे में स्थापित करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। अपारचिब्रदर्शी में 
परावतित श्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसलिए उससे प्रक्षेपण. के लिए पूर्णतः 
घेरा कमश चाहिए। भारत जेसे गरम देश के लिए यह सचमुच बड़ी कठिनाई है 
किन्तु यदि कमरे में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था हो तो, जब तक अपारचिन्रदर्शी 
... चालू रहे तब तक, थोड़े समय के लिए कमरे में पूरी तरह अंधेरा किया जा सकता क्‍ 
. है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपारचित्रदर्शी के नए मॉडेलों में तेज़  बत्तियों का. 


३८८ ८ 








९ . पारचिब्रदृशों के जिन नए मॉडेलों में तेज़ लेम्पों का उपयोग किया जाता है उनके लिए कभरे में पूर्ण । 
अन्धकार आवश्यक नहीं होता? इन्स्टीट्यू,ट आफ मेडिकल एजुकेशन, एसू० एस० कर्नानों स्मारक 
अस्पताल, कलकत्ता के सौजन्य से) 


















































उपयोग किया जाता है। इसलिए कमरे में पूर्ण अन्यकार आवश्यक नहीं होता 
ये प्रक्षेपे हलके भी हैं क्योंकि ये कम वज़नदार धातु से बनाए जाते हैं। 
तरह-तरह की सामझी के उपयोग के लिए इनमें बड़े दरवाज़े बनाए गए हैं। 
इनकी शीतल-प्रणाली में भी बहुत सुधार हो गया है। अधिकांश प्रक्षेपियों में ऐसी. 
व्यवस्था भी है जिससे चित्र के मनवाहे भाग को अध्यापक प्रकाश के एक  संकेतक तीर द्वारा 
निर्दिष्ट कर सकता है। 


पारचित्रदर्शी 


जैसा नाम से जान पड़ता है, पारचित्रदर्शी अपारचित्रदर्शी और डाएंस्कोप (जादुई छालटेन) 
का सम्मिलित रूप ही है । यद्यपि यह भारी ओर बोमिल होता है फिरभी लछासदायक है 
क्योंकि इसके द्वारा अपारदर्शी सामग्री के साथ साथ स्‍लाइडों ओर फिल्मपट्टियों का प्रक्षेपण भी 
किया जा सकता है । 


टेकिस्टास्कोप ( तीत्रगामी विन्यासदर्शी ) 


टेकिस्टास्कोप' शबृद प्रीक भाषा के दो शबदों-“ेकिस्टास! और 'छकोपीन! के थोग 
से बना है। इनका अथ क्रमशः शीघ्र और देखना! है। ग्रक्षेपी में छगे हुए केमरा 
शटर (जो फ़ोटोग्राफ़िक-शटर की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ होता है) की सहायता से 
टेकिस्टास्कोप' शब॒दों, वाक्यांशों, वाक्यों, अंकों ओर चित्रों को अनेक अन्तवेती उद्भासन- 
अवधियों के दोरान एक पूरे सेकण्ड से लेकर एक सेकण्ड के सोवें साग तक उद्भासन 


ता है। ग्रहण-क्षमता बढ़ जाने पर फूलेश मीटर की सहायता से 'फू्लेश” की गति भी 
तदूनुसार बढ़ा दी जाती है द 


टेकिस्टास्कोप फलेश-कार्ड का वैज्ञानिक ढंग से ब्रिकसित रूप है। दृष्टि स्थिर हो 
जाने पर बच्चों को इसकी सहायता से अधिकाथिक बोध होता जाता है। यदि प्रतिदिन 
थोड़ा सा अभ्यास कर लिया जाय तो सामान्य बालक टेकिस्टास्कोप की सहायता से 
 अधिकाधिक शीघ्रता से पढ़ और सममक सकता है। टेकिस्टास्कोप इस कार्य के लिए अत्युत्तम 
साधन है। अनेक बच्चों की देखने की सुस्त आदत इस उपस्कर की सहायता से खुधर 
गई है। शबूद भंडार बढ़ाने ओर वतनी तथा अंकगणिक सीखने के लिए भी टेकिस्टास्कोप 


उपयोगी है। 


ही 


_१९०- 














_टैकिस्टास्कोप-विशेषरूप से निर्मित एक प्रक्षेपी क्‍ आर रे 
कीस्टोन व्यू क॑० मिडबिले पा, यू० एस० ए० के सौजन्य से 7 





| 





फ्लेश मीटर या टेकिस्टास्कोप-ठपकरण किसी भी मानक स्लाइड अ्रक्षेपी के छेन्‍्स की 
नली में जोड़ा जा सकता है। फलेश मीटर न होने पर बत्ती जलाकर और बुभ्काकर 
अथवा किसी अपारद्शी वस्तु से लेन्स को ढककर क्‍ फूलेश प्रक्षेपित किया जा सकता है। 
बच्चों की क्‍ पढ़ने की गति को बढ़ाने के इस सामान्य प्रयोग से कोई हानि नहीं होती है 








(६४57८) ६ २८-७४ (:(०/४४०/च४ 
' ' छत६3छाफऊड, श४7४॥..६, ०४४. , प्रश्धानएे 





७ 


अण्यण्त्॒ उ्ण्पाप्प्रध्प् । 
$9[796 भ्ू॥[१०णशपृण्थट], 3०035) अ्‌ ६ 


क्‍ ( कीस्टोन व्यू कं० मिडविले पा, य्‌० एस्‌० ए० के सोजन्य से ) 





.. €६६&४570|3६ शाष्एए 20/470./२५ 
आर ह हे इ707008., ७६७००४॥.ध.६, ७७. , ७७४४१-७ 














धाश्चत भ्ाकदर्णा[ | ह 
5335 ज्ूृशइणष्प पृ व, >7०5८>ञ 0-7 हि 








॥/०४६ 07 £२०05ए7८ सा (20एगाटा 
हम लक ।१४८ लि (५ ०, 6. 


शित35८ ४[005$0/९ 





४७४६ (0 0 [शक 


(०5६१८ 





( कीस्टोन व्यू कं० मिडविले पा, यू० एस्‌ू० ए० के सौजन्य से) 





#(६१570बष्ट राह्ट# <:07/78,/२१४ 
8707908, ##६४0५8..8, "७, , ७४४७ 


274379 92#?८6| 
943762 8989८2 
472747 286928 
329682 29८%?8] 
]35697 £८[279४६8 
397428 6८६282 
47923] 7?685892 
24685 87228६9 
84563 97268६2 
68389 ५६८४८ 
824793 ८६289%9 
79653| 9८9289 
679854 ६27958 
563978 ६9278% 
9]2345 699५8# 
435689 8४969५989 
67453. 976979/2 
898452 926# 
83746 2६968 
258964 ४96]98£ 





३प्>प्ाव0[२०)त्‌ प्ण्चछु-[शपठ>ग्ग्तु 
#भय>५ ग्णञाध्णशपजरर व, >प०णर४*> भर 9 





( कीस्टोन व्यू कं० मिडबिले पा, यू० एस० ए० के सौजन्य से ) 


संयुक्त राज्य अमरीका में अनेक प्रकार की शिक्षण परिस्थितियों पर टेकिस्टास्कोप- 
स्लाइड व्यवसायिक स्रोतों से उपलब्ध हैं। ये स्लाइड आकृतियों, अंकों, शब॒दों, वाक्यांशों 
या वाक्यों के दस से चालीस बहुविध उद्भासनों के लिए सुलभ हैं। 


द प्रत्यक्षकोघ की गति के प्रारंभिक विकास के लिए सुपरिचित वस्तुओं की स्लाइड बहुत 
. उपयोगी होती हैं । ये चोथाई आकार के 'मास्क' (आच्छादन) की सहायता से प्रक्षेपित की जाती हैं । 


चुद 











। 
। 
' 


१ 
| 


23 





टेकिस्टास्कोप स्लाइड बनाना 





जैसे जैसे प्रशिक्षण बढ़ता है, अंकों, शबंदों और वाक्याँशों का उद्भासन आधे खांचे 
वाले 'मास्क' द्वारा किया जाता हैं। - 


प्रशिक्षण की अंतिम अवस्था में पूरे खांचे की 'मास्क' द्वारा पूरे-पूरे वाक्य उद्भासित 
किए जते हैं। 


जहाँ दो कालम होते हैं (ओर अधिकांशतः द्यो ही होते हैं) हम स्लाइड को चारों 
ओर घुमाते हैं और दाएँ कालम के सबसे नीचे की पद्‌ से पुनः आरंभ करते हैं। 


व्यवसायिक स्तर पर निर्मित टेकिस्टास्कोप स्‍्लाइडे खरीदना आवश्यक नहीं है। 

कि के भें करे | रे | + 
सामान्य स्लाइड बनाने के बारे में जसा पहिले बताया जा चुका हैं, उसी प्रकार संसाधित 
शीशे पर अध्यापक टेकिस्टास्कोप सस्‍्लाइडें खवयं ही बना सकते हैं। संख्याएँ, शबूद॒ और 
वाक्य सेलोफ़ेन पर टाइप किए जा सकते हैं। कोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाते 
समय यह ध्यान रखना ज़रूरी हे कि उनमें पाठ्य सामग्री सरक हो। कठिन बातें बाद . 
में घीरे घीरे ली जाएँ। हर अवस्था में बच्चों को आगे सीखने में सफलता मिलनी चाहिए | 


| श्ह.. | | ५ पु 


विभितीय विन्यासप्रक्षेपी, 
२ ग शिरोपरि प्रक्षेपी, छतीय प्रक्षेपी 
ओर सूक्ष्म प्रक्षेपी द्वारा प्रक्षेपण 


त्रिविभितीय लेखाचित्र ओर त्रिविभितीय विन्यासप्रक्षेपी 


प्रथम विश्वयुद्ध के बाद छगभग एक दशक तक भारत तथा अन्य देशों की शिक्षासंस्थाओं 
में हस्तवाह्दी त्रिविभितीय विन्यासदर्शी का काफ़ी उपयोग किया गया। कलकत्ता, बग्बई ओर 
सद्रास जैसे नगरों के प्रायः सभी स्कूलों में यह सहायक यंत्र और अनेक त्रिविसितीय लेखाचित्र 
उपलब्ध थे। 


न्रिविभितीय लेखाचितन्र एक द्वी वस्तु के दो ऐसे चित्रों से मिलकर बनता है जो 
रो लेंसों बाले केमरे से दो तनिक भिन्न कोणों से लिए गए हों। त्रिविभितीय 
विन्यासदर्शी के लेंस इन दोनों चित्रों को विकृयित करके अत्यन्त यथार्थपरक त्रिविमितीय 
्रत्र का रूप दे देते हैं। हि 


लगसग १९३० के बाद से त्रिविभितीय विन्यासदर्शी का उपयोग लगातार घटता 
गया है। * इसका मुख्य कारण यह था कि यह एक व्यक्तिगत उपकरण मात्र था। दूसरे 
 महायुद्ध के बाद छ्लास्टिक के दशित्र और काग्रज़ के मण्डलक ध्पर सढ़े १६ मि० सी० 
सुन्दर रंगीन पारदशित्न बाज़ारों में आ गए थे। ये उपकरण इस देश के कुछ द्वी घरों 
में प्रचलित हो पाएं। द 


१९६० 





* .... --« व्यूमास्टर नामक प्रसिद्ध त्रिविमितीय विन्यासदर्शों । (सायर्स इन्का०, पोर्टलेण्ड, 
द ओरेगॉन, यू० एस० ए० के सौजन्य से) 





अब एक ऐसा ग्रक्षेपी उपलब्ध है जिसकी सहायता से त्रिविभितीय लेखाचित्नों की स्लाइडों 

का उपयोग टोलियों को एक साथ दिखाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट त्रिविभितीय 

इस्य देखने के लिए विशिष्ट पोलेराएड चह्मे पहनने पड़ते हैं। अत्सूनियम के विशिष्ट पर्दे का भी 
अयाग करना पड़ता हैं। विशिष्ट प्रकार के चश्मे और पर्दा इस साधन की उपयोगिता को निस्संदेह 

.. सीमित कर देते हैं तथापि इन त्रिविश्वितीय अ्रतिबिम्बों की सहायता से कुछ विषय-विशेषकर भूगोल, 
भौतिकी, और गणित--इतने आहचर्यजनक ढंग से समृद्ध बन जाते हैं कि इन छोटी-मोटी अश्ुुविधाओं 

की उपेक्षा की जा सकती है। जेसा श्री एडगर डेल ने कहा है : “भूगोल, भोतिकी और समाज-शा्तर 

के अध्यापन में अध्यापकगण त्रिविभितीय लेखाचित्रों का अधिक उपयोग क्यों नहीं करते १ 
पिरामिड, ऐक्रोपोलिस, नाटर डेस गिर्जाघर जैसी चीज़ें न्रिविभितीय लेखाचित्र में वास्तविकता 
का सहप श्रहण कर छेता हैं जिसको समता कोई भी सपाट चित्र नहीं कर सकता ; और यदि 


है उसमें रंग भी हो तब तो विद्यार्थी अपने आपको यथार्थ पदार्थ के सामंमे ही पाता है। यदि... 








| 
॥ 
| 
| 





| 
| 
| 





(0 ह 44 । 


१९७ । 


खड 





हक 





. किया जा सकता है । आशा की जाती है कि देश के अध्यापकों को अनेक 'शिक्षण-स्थितियों. - - 


त्रिविभितीय विन्यासप्रक्षेपीे । (सायर्स इन्का०, पोर्टलेण्ड, यू० एस० ए० के सौजन्य से) 


आपको इस अतिरिक्त विमिति की उपयोगिता और उसके महत्त्व पर सन्देह हो तो एक ही या एक क्‍ 
ही जैसे पदार्थों के चित्रों और त्रिविभितीय छेखाचित्रों को दस मिनट तक देखिए। अन्तर... 
अविस्मरणीय होगा ।” १६ 


. त्रिविभितीय प्रक्षेपण के लिए धांतु के पर्दे और चर्मों सहित एक यंत्र अब सस्ता मिल जाता 
 है। रहंव 2८ २इंच आकार की रंगीन स्लाइडें तेयार करने के लिए दोहरे लेन्स वाला और 
प्रयोग में आसान एक कमरा भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है। दोनों लेन्सों को एक साथ फ़ोकस 


रु 








कक, 


१६। . ई० डेल० : ऑडियो विज अल मेथड्स इन टीचिग! 








शक कर 


की रंगीन त्रिविभितीय स्लाइड तेयार करेगा । 


शिरोपरि ग्रक्षेपी 


_श्रक्षेपयों का एक नवीनतम श्रकार हैं शिरोपरि प्रक्षेपी । अत्प फ़ोकस दूरी वाले एक क्‍ 


लेंस और दर्षणों के एक सेट से सुसज्जित इस यंत्र से अध्यापकों को अपने पीछे के पर्दे पर 
प्रक्षेषण करते समय विद्याथियों के सम्मुख रहने में सहायता मिलती है। पाठों के दौरान 





छोटा शिरोपरि प्रक्षेपे जो दिल्ली-स्थित दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान में काम में लाया जा रहा है । 
( संस्थान के सौजन्य से ) 


वे लिख सकते हैं, रेखाचित्र बना सकते हैं ; और यह सब पर्दे पर दिखाया जाता है। प्रकाश 
की व्यवस्था बहुत ही तेज़ (७५० वाट या १००० वाट की बत्ती) लेम्प से की जाती है, 
इसलिए इस मशीन का उपयोग ऐसे कमरे में मी किया जा सकता है जिसमें अन्धकार करने की 
व्यवस्था न हो । 


कांच का एक टुकड़ा, जिसका आकार ०“हइंच » "इंच से लेकर १०इंच 2 १०इंच तक 
विभिन्न आकार का हो सकता है, भ्रक्षेपण-मंच का काम देता है। इस काँच पर या इस पर बिछे 


| 


१९५९ 


में गहराई के आयाम की आत्यन्तिक आवश्यकता समभकाने के उद्देश्य से शंक्षिक शोध और प्रशिक्षण 
की राष्ट्रीय परिषद्‌ का हृह्य-श्रव्य शिक्षा विमाग शीघ्र ही इसे देश से सम्बन्धित उपयुक्त विषयों 














मानक शिरोपरि प्रक्षेपी । ( कीस्टोन व्यू कं०, मीडबिले, पा, यू० एस० ए० के सौजन्य से ) 


हो 


७ 


सकता है और फिर कास में छाया जा सकता है। स्यामपट्ट पर जो कुछ लिखा या खींचा 
जाता है डसकी अपेक्षा शिरोपरि प्रक्षेपे की सहायता से जो कुछ पर्दे पर दिखाया जाता है वह 
अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे प्रक्षेपण के लिए 'सफ़ेद्पट' शब्द का प्रयोग किया गया 
है क्योंकि वह स्यामपट्ट का स्थान ले सकता है। द 


ह 


सेलोफ्रेन पर वेक्स-पेंसिल से रेखाचित्र बनाए जा सकते हैं। सेलोफ्रेन आसानी से धोया जा 


मत ० 





शिरोपरि प्रक्षेपी के कुछ अप्रतिम लाभ 


जेसा पहले संकेत किया जा चुका है, शिरोपरि ग्रक्षेपी के कुछ अप्रतिम छा हैं: 


(१) अक्षेपी का उपयोग करते समय अध्यापक विद्याथियों को सम्मुख देखता रह सकता है । 

(२) इसका उपयोग ऐसे कमरे में भी किया जा सकता है जिसमें अन्धकार की 
व्यवस्था न हो।... द क्‍ द 

(३) १०इंच » १०इंच के पारद्शित्र भी इससे प्रक्षेपेत किए जा सकते हैं। 


क्‍ शिरोपरि प्रक्षेपी के उपयोग 


पाठ पढ़ाते समय अध्यापक प्रक्षेपण-तलू पर उसी प्रकार लिख सकते या रेखाचित्र खींच 
सकते हैं जिस तरह श्यामपट्ट पर लिखते या खींचते है। मानचित्र, चाट, तालिकाएँ, आफ़ और 
आरेख जेसी तेयार सामग्री का उपयोग भी. लाभकारी ढंग से किया जा सकता है। ऐसी 
सामग्री को एक साथ पूर्णतः दिखाना ज़रूरी नहीं होता। आवरणों की सहायता से विवेचन 
के अनुसार इन्हें अंशतः अथवा एक के बाद एक, प्रक्षेपतत किया जा सकता है। इतिहास, 
भूगोल, भूमिति, शरीरविज्ञान, और भौतिकी जसे विषयों के अध्ययन और अध्यापन को सार्थक 
बनाने के लिए एक उपस्थापन तेयार कर लिया जाता है। विभिन्न रंगमंचों पर अथवा भिन्न 
अजुक्रम में तेयार किए गए पारदशित्र एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित किए जा सकते है 
कि पर्दे पर उनका सम्यकू रूप प्रस्तुत किया जा सके । 


छुतीय प्रक्षेपी 


दृश्य-श्रव्य सामग्री में छुतीय प्रक्षेपी सम्भवतः नवीनतम है। यह यन्त्र कक्षा में उपयोग 
करने के लिए नहीं है, फिरभी ज्ञानाजेंन का उपयोगी साधन है। इस प्रक्षेपी के और इसकी 
सहायता से जिस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है उसके संबंध में हमारे देश के अध्यापकों को 


सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बीमारी के कारण यदि उनके कोई विद्यार्थी लम्बी 
अवधि तक कक्षा में उपस्थित न हों तैब इस साधन से उनकी सद्दायता की जा सकती है। 


. छुतीय प्रत्षेपी जिसके द्वारा माइक्रो फिल्‍म की गई पुस्तकों का प्रश्नेपण ऐसे रोगियों के बिंस्तरों 
. को छत पर किया जा सकता है जो दुबंछता के कारण पुस्तक को द्वाथ में लेकर सामान्य 
ढंग से पढ़ने में असमर्थ हों। मूलतः यह मित्ति-प्रक्षेपी है। इलके रंग वाली साफ़ छुत पर 


हक 


पुस्तक के किसी पृष्ठ के _ऊर्ध्वाधर प्रतिबिम्ब का प्रक्षेपण करने के लिए ही इसे तैयार क्‍ 


कं पा 


.. किया गया है। 








छतीय प्रक्षेपी । ( प्रोजेक्टेड बुक्स इन्का०, ऐन आबंर, यु० एस० ए० के सौजन्य से ) 


निक 


माइक्रोफिल्स की गई पुस्तक के एप्ठ किसी भी रोगी द्वारा अपने बिस्तर पर से 
ही आगे या पीछे एक नियंत्रण-बटन द्वारा बड़ी सरलता से उछटे जा सकते हैं। यह 
बटन ठुड़डी, हाथ या पेर के स्पश-मात्र से ही काम करता है। अभी तक एक भी 
ऐसा रोगी नहीं मिला जो छुतीय प्रक्षेपे का संचालन न कर सका हो। 


कर 


ऐसा प्रक्षेपो बनाने का विचार पहले-पहल ऐन भआर्बर के यूनिवासिटी माइक्रोफिल्म्स 
के अध्यक्ष श्री० यूजीन बी० पावर के दिमाग में सन्‌ १९४२ में एक सैनिक अस्पताल 
के निरीक्षण के समय आया था। वहाँ उन्होंने ऐसे अपंगों को सूनी दीवालों को लगातार 
ताकते हुए देखा जो किसी पुस्तक को थामने या उसके प्ृष्ठ उलटने में असमर्थ थे। 


हि 


२०२ क्‍ ्््ि , 





बिस्तर से लगा एक रोगी छत पर प्रक्षेपित एक पुस्तक-पृष्ठ को पढ़कर एक अमन्धे व्यक्ति को छुना रहा है । 
( प्रोजेक्टेड बुक्स इन्का०, ऐन आर्बर, यु० एस० ए० के सौजन्य से ) 


है 








अपना विचार उन्होंने आग्गंस केमरा कम्पनी! को बताया। दो वर्ष तक प्रयोग करने के. द 
“बाद यह कम्पनी एक सन्तोषजनक अ्रक्षेपी बना सकी। डर क्‍ 


क्‍ पप्रोजेक्टेड बुक्स इन्का०” नाम से छास न कमानेवाला एक संगठन कायम किया गया, 
. अकाशकों और लेखकों को सामान्य स्वत-शुल्क दिए बिना ही इस संगठन ने उनकी पुस्तकों 
को माइक्रोफिल्म करने की अनुसति प्राप्त की। छत पर अक्षेपित करने के लिए माइक्रोफिल्म 
क्री गई सभी विषयों की हज़ारों पुस्तकें आज अमरीका में उपलब्ध हैं। इनमें विभिन्न 
आायु-वर्ग के बच्चों की पात्यपुस्तक भी शामिल हैं। 


आशा की जाती हैं कि भारत में भी छाम न कमानेवाछा एक ऐसा ही संगठन 
शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा और अस्पतालों में उन अपंग रोगियों को पाठ्य उपकरण 
बाँटेगा जो पढ़ना चाहते हैं किन्तु पुस्तक थासने में असमर्थ हैं। शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण 
की राष्ट्रीय परिषद्‌ का हृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग राजधानी में यह काये प्रारम्भ करने के 
लिए दो-एक छुतीय ग्रक्षेपी और माइक्रोफिल्स की हुई पुस्तक उपलछब्ध कर सकता है। 
संस्थान के पड़ोस में ही इबिन अस्पताल है, जिसमें प्रदशन आयोजित किए जा सकते हैं । 
“बिस्तर से छगे रोगियों के लिए अक्षेपित पुस्तकें उसी तरइ आवश्यक हैं जिस तरह उत्कीण 
रेख अन्धों के लिए ।” 


सूक्ष्म प्रक्षेपी 
सूक््मदर्शी पर लगे संछाग की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड प्रक्षेपेत की जा 
सकती हैं और एक के बदले कक्षा के सभी विद्यार्थी उसे एक साथ देख सकते हैं। अध्यापकों 
के लिए यह साधन बहुत सहायक होता है। इसके बिना वे कभी आख़त्त नहीं हो सकते 
कि जो कुछ वे अपने विद्याथियों को दिखाना चाइते हैं उसे उन्होंने स्वयं देखा है। सूक्ष्मदर्शी 
से काम लेना आसान नहीं हे। छेन्स का फ़ोकस ठीक करने और दर्पण: को ठीक स्थान 
पर रखने "में ही विद्याथियों का बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है। स्लाइड पर जो कुछ 
होता है उसे सूक्ष्म प्रक्षेपो बहुत बढ़े आकार में ग्रक्षेपेत करता है। इसे कक्षा के सभी 
विद्यार्थी देख सकते हैँ। जब प्रतिबिम्ब पर्द पर हो. तब उसके सम्बन्ध में उपयोगी विचार 
विमश भी हो सकता हैं। द 


गरुण्ड 5 




















३० बे न ० ह्‌ 
कंवल एक असुविधा होती है। चित्र स्पष्ट आने के लिए कमरे में पूर्ण अन्धकार 


आवश्यक होता है। फिरसी, यदि संवातन की पर्याप्त व्यवस्था हो तो इस असुविधा पर विजय 
पाई जा सकती है। 





इन्स्टीद्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन, एस० एस० कर्नानी स्मारक अस्पताल, कलकत्ता में एक सूक्ष्म प्रक्षेपी 
का प्रयोग किया जा रहा है। ( चित्र, डा० आर० के० पंजा द्वारा ) 


माइक्रोफिल्स और माइक्रोका्ड 


३२७ मि० मी० या १६ मि० मी० की फिल्‍म पर पुस्तकों, समाचारपन्नों अथवा 
पाण्डुलिपियों के प्रष्ठ प्रस्तुत करना अब एक विशिष्ट प्रकार के केमरे की सहायता से सम्भव 
गया है। मूल सामझी का आकार बहुत छोटा हो जाता है। आवर्धन किए बिना 

उसे पढ़ा नहीं जा सकता। समाचारपत्र का एक प्रृष्ठ डाक-टिकट के आकार का बना दिया. 

जाता है । साइक्रोफिल्स पढ़ने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है।. इसका 
संचालन बहुत आसान होता है। कुर्सी पर से उठे बिना फिल्‍म को मशीन में लगाया 
और फ़ोकस किया जा सकता है। मेज़ पर रखे सफ़ेद काग्रज्ञ के तख्ते पर अथवा, द्पण 
का थोड़ा-सा मेल बेठाकर, छोटी-मोटी टोली के लिए पढें पर श्रतिबिम्ब प्रक्षेपत किया 
जा सकता है। । हक ह द 
































। 
॥ 





.. अलणभ्य और महत्त्वपूर्ण पुस्तकों तथा पाण्डलिपियों को परिरक्षित रखने और उन्हें 
पढ़ने में सुविधा देने के लिए भारत के अनेक पुस्तकालयों ने तथा दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार 
ने उनके माइक्रोफिल्स तेयार कर लिए हैं। 


: छोटी टोली के उपयोग के लिए प्रति- 

' बिम्ब को पर्दों पर प्रक्षेपित करने का 
साधन माइक्रोफिल्म के इस विशिष्ठ 
कोटि के पाठक के पास है। (राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कलकत्ता के सौजन्य से) 





सन्‌ १९५८ और १६९५५ के दौरान विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना-केन्द्रों के भारतीय 
संघ के प्रलेखपुनरुत्पादन एवं अनुवाद प्रभाग ने विभिन्न प्रलेखों कें ५०००१ प्रृष्ठों के 
माइकोफिल्म तेयार किए थे। सन्‌ १९६० में सी लछूगम्नग ४०,००० पृष्ठों के माइक्रोफिल्म 
बनाए गए थे। मुख्यतः शोध-संस्थानों और व्यापारिक संगठनों की माँग पर यह कार्य छागत 
मूल्य पर किया गया था। द 

भारत के कुछ पुस्तकाल्यों में शोध-कर्त्ताओं के उपयोग के लिए केवल माइक्रोफिल्म 
रोडर ही रहती हैं। आजकल विदेशों की अल्श्य पुस्तकों की माइक्रोफिल्म प्रतियाँ डाक 
से थ्राप्त करना भी सम्भव हो गया है। 


माइक्रोफिल्स का ही एक विभेद्‌ है--माइक्रोकार्ड।/ एक माइक्रोकाईई पर किसी 
_ पुस्तक के १०० से भी अधिक प्रष्ठों को श्रस्तुत करना अब सम्भव हो गया है। 


। 


नह 















।. [8 45-26 50।00॥ ०७ उप ॥ए।#। ४४६ कि0हाह 
।. 70₹ वर [६07 20 ॥॥7। -५४६ 0८]7४ 77५0570श 243, ल्‍ 


... £0ए॥700 #ाता # 558 ६0६7४, 5६०छ8ब६ ॥. -शिभ्रहा ६५... 


22 जरन्नन++ 
जाकर फ 








एक माइक्रोफिल्म । । सा 
( भूविज्ञान सर्वेक्षण पुस्तकालय, कलकत्ता के सौजन्य से) . 


मं अफकलटटीकरा 4०८ >यठकलमनत जल २० आओ 3 कक ६०0 कक कर कक 











माइक्रोफिल्स की भाँति माइक्रोकार्ड को पढ़ने के लिए भी पढ़ाई की मशीन आवश्यक ह 
होती है द 


हाल ही की एक प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि समूचे भारत में उपलब्ध अलम्य 
पाण्डलिपियों के माइक्रोफिल्म तेयार किए जाएँंगे। इस पर होनेवाले खर्च की भागीदारी के. 
सम्बन्ध में यूनंसकों तथा भारत सरकार के बीच हुए एक समम्कोते के अनुसार कलकत्ते के 
राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा माइक्रोफिल्मं तेयार करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। 
पाण्डलिपियों का चयन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ-सभिति बनाई जा 
चुकी है। आवश्यक उपकरण और एक विशेषज्ञ की सेवाएँ यूनेस्कों द्वारा उपलब्ध की गई 
 हैं। यह विशेषज्ञ कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय में तथा उसके आसपास अन्य पुस्तकालयों 
में अलभ्य पाण्डलिपियों के माइक्रोफिल्म तैयार कर रहा है। विभिन्न भाषाओं की चनी 
हुईं पाण्डलिपियों के माइक्रोफिल्म तेयार करने के लिए भारत के सोलह अन्य पुस्तकालय- 
केन्द्रों में इस विशेषज्ञ का जाना निरद्िंचत हो चुका हे। 




















० | 
| 
। न 
|| 
| 


भारत के प्रगतिशील शिक्षाविद्‌ और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्‍तर पर फिल्‍मों के 
महत्त्व को बहुत समय से स्वीकार करते आए हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 
फिल्मपुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है। अधिकाधिक संख्या में स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय 
और सामाजिक संस्थाएँ इनसे फिल्में ले रही: हैं । 


शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के हृश्य-श्रव्य शिक्षा-विभाग के केन्द्रीय | 
पुस्तकालय में अब १६ मि० मी० बाली छगमग ६००० फिल्में हैं जो देश की शिक्षा- 


संस्थाओं के काम जा सकती हैं। इन संस्थाओं को फिल्में निःशुल्क उधार दी जाती हैं। 
भारत सरकार के फिल्म-प्रभाग ने शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के हश्य- 


श्रव्य शिक्षा-विभाग के सहयोग से इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान] और विज्ञान के कक्षाओं 
में पढ़ाए जानेवाले विशिष्ट प्रकरणों* के शिक्षण में सहायता देने के लिए फिल्में बनाने 
का काम प्रारम्भ कर दिया है। 


पिछले कुछ वर्षों में फिल्म-स्थानक आन्दोलन में काफ़ी प्रगति हुईं है। -स्थानक 
संघ के सदस्य फिल्म-स्थानकों तथा विद्धविद्यालय फिल्म-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व प्राप्त विश्व- 
विद्यालय फिल्म-स्थानकों ने अपने अपने कार्यक्रमों में समाचार-चित्रों, का अधिकाधिक प्रयोग .. 
प्रारम्भ कर दिया है। 


ज्ञानाजन में फिल्‍मों का योगदान 


कोई ओशद्योगिक प्रक्रिया हो, प्राकृतिक तत्त्व हो या कोई महत्त्वपूणं घटना--उसे जानने 
की आदशे पद्धति है स्वयं उसे देखना। किन्तु, जेसा पहले कहा जा चुका है, हमेशा यह 
नहीं हो पाता। ज्ञानार्जन के लिए हमें अग्रत्यक्ष-्रक्षण का सहारा लेना पड़ता है। सौमाग्य 
की बात है कि अप्रत्यक्ष प्रेक्षाण के लिए फिल्‍म जेसा उपयोगी साधन हमें उपलब्ध है। 
जहाँ प्रत्यक्ष-प्रेक्षाण सम्भव हो वहाँ भी चयन हवीनता और भ्रम के कारण वांछित ज्ञान प्राप्त 
करना दक्य नहीं हो पाता । फिल्‍म अथवा अन्य किसी हृश्य-श्रव्य साधन द्वारा प्रत्यक्ष 
अनुभूति को अलुपूरित करना आवश्यक हो सकता है। 


दिक्षा में फिल्‍मों की सहायता के प्रकार इतने विविध हैं कि उन सबका विवेचन 
करना सम्भव नहीं है। तथापि कुछ अमुख योगदान इस प्रकार हैं: 


(१) गतिशीलता 


सामान्य चित्रों और फिल्मों के बीच एक बहुत बढ़ा अन्तर यह हे कि फिल्में पदाथों 
की गतिशीलता दिखा सकती हैं। गतिशीलता दिखा सकने की यह दाक्ति ही फिल्‍मों को 
मदत्त्वपूण बना देती है। “जीवन वस्तुतः गतिशीछता में ही है, और जीवन से सम्बन्धित 
किसी भी पदार्थ के प्रस्तुतीकरण में गतिशीकता का योग उसे कहीं अधिक यथार्थ बना 
देता हे। यदि भूगोल की यथार्थताओं का बोध कराना हो, और विषयगत पदार्थों की 
यथार्थ अवधारणा बच्चों को करानी हो तो गतिशीछता का तत्त्व अति आवश्यक है ।” १० 
मानसून, धाराएँ और ज्वार-भाटा, हिमनदी, ज्वाछामूख्ली, दिन और राज्नि जैसे प्रकरणों 
के अध्ययन-अध्यापन में अन्य कोई साधन इतना कारगर नहीं होता जितनी कारगर 
फिल्म होती है। ः द 


(२) फिल्में अति तीत्र या मंद गति के कारण सामान्य मानव-दृष्टि के लिए अद्स्य 
पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण ह शी 


मूक फिल्‍म की सामान्य गति प्रति सेकण्ड १६ फ्रेम होती है। सवाक्‌ फिल्‍म की 
गति ग्रति सेकण्ड २४ फ़म होती हे। जो कार्य बड़ी तेज़ी के साथ होते हैं, जेसे घुड़दोड़ 
में घोड़े की कूद या फुटबाल की किक--इनके अध्ययन के लिए उद्भासनों (एक्सपोज़र) 


१७। जे० फ यरभ्रीब- 'ज्योश्र फ़ी इन स्कूल' द 


हे 


प्र का] 


२१० 














की संख्या बढ़ाकर मन्द्गत फिल्में बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार उद्भासनों की संख्या 
कम करके और कालहासी (टाइम-लेप्स) फ़ोटोग्राफ़ी की सहायता से कई सप्ताह में पूरा 
होनेवाला किसी फूल या पौधे का विकास मिनटों में ही दिखाया जा सकता है। कैमरे 
को सम्बन्धित पदार्थों पर फ़ोक्स कर दिया जाता है और विशेष उपकरणों की सहायता 


से समय-समय पर फ़ेम उद्भासित कर दिए जाते हैं। जब तेयार फिल्म को पर्दे पर 


प्रक्षेपत किया जाता है, तब कई दिलों में पूरी होनेवाली प्रक्रिया मिनटों में ही देखी 
ओर समभ्की जा सकती हें। 


(३) मानत्र-दष्टि के लिए अद्व्य अति सूक्ष्म पदार्थों का अवलोकन 


सूक्ष्मद्शी लेन्स की सहायता से पौधों और कोशिकाओं जेसे उन पदाथों के फ़ोटो 


चित्र लेना भी सम्भव हे जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता हँ। इन 
चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने पर सारी कक्षा. उनका अध्ययन कर सकती है। सृक्ष्मदर्शी 

खर्चीछे साधन से होनेवाला लाभ पूरी कश्ना के लिए ऐसे चित्रों द्वारा उपलब्ध किया 
जा सकता हँं। 


(४) मानव-इष्टि के लिए अदृश्य प्रक्रियाओं को भी फिल्मों में दिखाया जा सकता है 


रेखाचित्रों की श्टंखछा की सहायता से ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो उन 
प्रक्रिओों को भी दिखा सके जो अन्यथा नहीं देखी जा सकतीं ; जेसे सुनने की प्रक्रिया, 
_अ्णओं की क्रियाविधि। ऐसी फिल्में निस्सन्देह खींढी होती हैं, पर वे अत्यधिक शिक्षाप्रद्‌ 
भी होती हैं। आशा है, शेक्षिक शेघ और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ का हृश्य-श्रव्य शिक्षा 
विभाग शीघ्र ही ऐसी कुछ फिल्में कशज्षाओं में उपयोग के लिए बनाएगा। शिक्षा-मंत्रालय द्वारा 


मई-जुलाईं १९५४ में ओयोजित एक दृस्य-श्रव्य शिक्षा विचारगोष्ठी में श्री जी० के० अथाले 


ने ऐसी फिल्में बनाने की विधि का ग्रदर्शन किया था। 


५) फिल्में किसी तकनीक या प्रक्रिया को आद्न्त दिखा सकती 


ज्ञानाजन की अनेक अवस्थाओं में--विशेष कर शिल्प ओर तकनीक के प्रशिक्षण में--तकनीकों 
ओर प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है: खेती के किसी औज़ार 'का प्रयोग 
केसे किया जाए? प्रक्षेपी में फिल्‍म को केसे छरूगाया जाए! फल-परिरक्षण में किसी बोतल 


को सीलबन्द केसे किया जाए १--यदि इन सारी प्रक्रियाओं का अद्शोन करनेवाली फिल्में . 
बनाई जाएँ तो इस उनका कारगर उपयोग सझुविधापूवंक कर सकते हैं। जिन छोयों ने 


- *२११. 





किसी: निर्माण-प्रक्रिया का प्रदर्शन किया है वे जानते हैं कि कक्षा में ऐसे प्रदर्शन की 
व्यवस्था करना कितना कठिन होता है। 





फिल्म के माध्यम से किसी भी तकनीक को आदि से अन्त तक समभा और समभाया जा सकता है। 
( एडिनबर्ग के समीप वेस्टलिंटन में लेखक द्वारा बनाई गई 'हाईलेंड फार्मिग” शीर्षक फिल्‍म से ) 





ह . (६) फिल्में अतीत की घटनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से द्खि सकती हैं । 


; अतीत को प्रत्यक्ष नहीं किया सकता, किन्तु फिल्‍मों की सहायता से कालचक्र की 
गति पछटी जा सकती है। नाटकीय रूपों में हम अतीत को पुनः मूतंरूप देते हैं, और 
कर पार क्‍ हल ः ; हु 


७“ # 


5 है मी ीीि अंक | 





इन मू्तरूपों के फ़ोटोचित्र ले छेते हैं। फिल्‍मों की सहायता से हम पानीपत के ऐतिहासिक के 
युद्धक्षेत्र में लड़े गए थुद्धों को अथवा मोहेंजो-दाड़ों के जीवन को देख सकते हैं.। नाटकीय 





2 उ0क०३००:०००ए३७८- +यहऑ,तशविशाकाक).....पकशब,५...... ००००७... लशिकला ही, ५७...“ हे ५ हि! कर: | न, | 
20 कर /अनक मर ऋ० रस |; ५6७३४ 0०४५४ ऋ(२ ०४४१४: 088 जा पा “००४ से: पिखत परिकर ; : हा | 8 


| 
| 
। 
। 
न्‍ 
के 
| | 
२ 5 
; ; ॒ | 
है न 
कट 
| 
ई हि | 
| 
। 
|क्‍ 
|] 
॥ 
| 
क्‍ 
/ 
२ 
| 
| 
| 
| 
हि 
॥ 
| 











मूर्तरूपों और भारत के प्राचीन अवशोषों की सहायता से स्वर्गीय: विमछ राय द्वारा निमित 
सुन्दर चित्र “गौतम बुद्ध ( गौतम द बुद्ध!) को बहुतों ने देखा है। द 


(७) फिल्में चरित्र का निर्माण करती हैं और अभिद्वत्ति को प्रभावित कर सकती हैं 


फिल्मों. का प्रयोग केवल ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए ही नहीं, कभी-कभी अभिवृत्तियों 
में परिवर्तन करने के लिए भी किया जा सकता है। खानों तथा खेती के कुछ पहलुओं 
से सम्बन्धित फिल्में खानों और खेतों में काम करनेवालों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर 
सकती हैं। बाढ़-प्रस्‍्त क्षेत्र का चित्रण करनेवाली फिल्म स्वभावतः उस क्षेत्र के इुर्दशाग्रस्त 
लोगों के प्रति समवेदना उत्पन्न करती है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो प्रायोजनाएँ 
सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा चुकी हैं उन पर बनी हुई फिल्में छोगों के. मन में देश के 
भविष्य के प्रति पर्याप्त विश्वास उत्पन्न कर सकती हैं। लोगों के मस्तिष्क और हृदय में 
परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए फिल्में सर्वाधिक शक्तिमान साधन है। जब कुछ आदशों . 
. और सदूगुणों को फिल्मों के माध्यम से जब बार-बार चित्रित ओर ग्रदर्शित किया जाता 
है, तब लोग--और विशेषरूप से बच्चे उन्हें ग्रहण कर छेते हैं और अपने आपको उन्हीं 
; अनुकूल ढालते हैं। यही कारण है कि बच्चों के चरित्र-निर्माण के लिए उपयुक्त फिल्मों 

निर्माण और उपयोग का एक विश्वव्यापी आन्दोलन चल पड़ा है। 


फिल्मों के प्रयोग से संबंधित कुछ चेतावनियाँ 


(१) व्यय-साध्य साधन 


इसमें सन्देह नहीं कि फिल्‍म एक अत्यन्त उत्तम कोटि का दृश्य-श्रव्य साधन है, 
लेकिन यह जेसा पहिले कहा जा चुका है, यह एक व्यय-साध्य साधन है और यदि फिल्म- 
पट्टियों, चाटोी अथवा मॉडेलों जेसे सस्ते साधनों के प्रयोग से आवश्यक सुफल मिल सके तो 
फिल्मों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक १६ सिं० मी० वाले फिल्म प्रक्षेपी पर _ 
लगंसग ३५०० रुपए ख़ब होते हैं किन्तु एक फिल्मपट्टी-प्रक्षेपे छगसग ३०० रुपए में ही 
मिल जाता हैं। ता ह 


(२) फिल्में समय और आकार की भ्रामक धारणा करा सकती हैं 


8] 


एक फूल या फछ के निर्माण में कई सप्ताह छग जाते हैं। यही प्रक्रिय फिल्‍म. 
द्वारा प्रायः मिनट भर में दिखाई जा सकती है। इसलिए इनके विकास में जितना समय 
_बस्तुतः लगता है उसके सम्बन्ध में विद्याथियों कौ एक गलत धारणा बन सकती है। इसी 


+ जप २१४ «» 


के पथ _ दशक परयरपपरानररयलक पर पक्‍ल ५५८ नतसन3३५०८०आ९+५० मसल 


#$ 05000 मनन 








प्रकार फिल्‍म में अति सूक्ष्म आकार वाली वस्तु को बहुत बड़े आकार में दिखाया जा सकता है। 
इस तरह आकार के सम्बन्ध में भी ग्रछत धारणा बन सकती है। दक्षिणी अमरीका के 
कुछ आदिवासियों ने एक फिल्म में मच्छरों का निकट 'शॉट' देखकर कहा था : “अपने 
यहाँ के मच्छरों के बारे में चिन्ता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वे बहुत ही छोटे 
होते हैं। यहाँ अमरीका में भापके मच्छर सचमुच बहुत ही बड़े हैं और सम्भवतः बहुत 
खतरनाक भी हैं।” १८ फिल्मों का उपयोग करते समय अध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए 
कि समय और आकार के सम्बन्ध में दर्शक ग्रक्त धारणाएँ न बना बेठें। 


(३) फिल्म - सवंदा सर्वोत्तम साधन नहीं होती 


यद्यपि फिल्म निस्सन्देह सर्वाधिक मूल्यवान दृश्य-श्रव्य साथन है, फिरमी वह सरव्वदा 
सर्वोत्तम साधन नहीं होती। शिक्षण की कुछ स्थितियों में एक मॉडेल या रेखाचिनत्र अधिक 
अच्छा साथन हो सकता है। जो बस्तुएँ प्रकृति से ही स्थिर या अचल हैं उनके लिए 


 फिल्मपट्टियाँ अथवा स्थिर वस्तु चित्र फिल्मों की अपेक्षा अधिक अच्छे साधन हैं। अध्ययन 


के लिए जितनी देर आवश्यक हो फिल्मपट्टी का फ़ेस उतनी देर तक पर्द पर रोका जा 
सकता है। फिरभी, यदह्द स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षण की अनेक स्थितियों में अन्य 
हिक्षण-साधनों की पूरति के लिए फिल्मों का उपयोग लाभदायक हो सकता है। 


शेक्षणिक फिल्में 


शैक्षणिक फिल्में वे फिल्में होती हैं जिनका निर्माण ग्रशिक्षण सम्बन्धी श्रयोजनों का 
ध्यान रखकर किया जाता है। मनोरंजन के लिए बनाई जानेवाली रूपक-फिल्मों से 
ये फिल्में भिन्न होती हैं। यद्यपि सामान्यतः सभी रूपक-फिल्में दशकों की अभिवृत्तियाँ 
बदल सकती हैं और सभी का एक सूचनात्मक महत्त्व हो सकता है (यद्यपि कभी-कभी 
आन्त सूचनाएँ भी इनमें दी जाती हैं) फिरभी कुछ रूपक-फिल्में, विशेषरूप से अपने शिक्षा 


मूलक महत्त्व के लिए श्रसिद्ध हैं। 'मेडम .क्यूरी', “दि स्टोरी आफ़ छूईं पेसटयोर' और 


“सिक्‍सटी स्लोरियस इयसे” इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। शैक्षणिक फिल्मों को तीन प्रमुख 
शीर्षों या विभागों में बाँठा जा सकता है: द 


(१) कक्षाओं में पढ़ाए जानेवाले फिल्में हे 
(२) बृत्त चित्र 


(३) समाचार दर्शन या समाचार रीलें 


१८। ई० डेल०--ऑडियो विज्ञ _अल मेथड्स इन टीचिय! 


536 कर 





कक्षाओं में. पढ़ाए जानेबाले फिल्में. 


ये फिल्में गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति-विज्ञान, इतिहास, भूगोल और स्वास्थ्य- 
विज्ञान जैसे विषयों के विशिष्ट अ्करणों को कक्षा में पढ़ने और पढ़ाने में सहायता देने के 
लिए बनाई जाती हैं। भारत में कक्षाओं में उपयोग के लिए अधिकांश फिल्में बाहर से क्‍ 
मंगाई गई हैं। हाल ही में भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न ने शैक्षिक शोध और 


बिन 


प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्‌ के दृ्य-श्रव्य शिक्षा-विभाग के सहयोग से शोक्षणिक फिल्‍मों के 


निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है। भारत के इतिहास और भारत के भूगोल से 
संबंधित फिल्‍मों की बहुत कमी हैं, अब इन विषयों पर फिल्में बनाई जा रही हैं। 


वृत्त चित्र 


श्त्त चित्र' के . अँगरेज़ी पर्याय डाक्यूमेंटरी फिल्म! में “डाक्यूमेंटरी” शब्द का अथ द 
है 'पढ़ाना' ( छेटिन के 72०८८८ झब्द से )। यथार्थ वस्तु का नाटकीकृत रूप प्रस्तुत करके द 
वृत्त चित्र सूचनाएँ देता है और अभिवत्तियों का निर्माण करता हें। बृत्त चित्र अपना कथ्य 
मनुष्यों और मानवीय अभिरुचियों की भाषा में प्रस्तुत करता हैें। 


“यथार्थ का रचनात्मक अ्रस्तुतीकरण” इस अर्थ में “डाक्यूमेंटरी' _ छब्द्‌ का प्रयोग 
आज से छगभग चालीस वे पहले अँगरेज़ फिल्म विशेषज्ञ जॉन भियर्सन ने किया था। 
 बीसवीं शती के तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्षों में इस शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता द 
रहा है . तथापि रिक्षा के क्षेत्र में इस माध्यम का महत्त्व पूरी तरह दूसरे विश्वयुद्ध के 
बाद ही समका जा सका। । 


यद्यपि वृत्त चित्र का -उदद्य किसी भी विषय या घटना का सच्चा बृत्त प्रस्तुत 
करना ही होता है, फिरभी विविध कारणों से वह पूणतः सत्य नहीं होता। बहुधा पूर्णत 
सत्य अ्स्तुतीकरण के मागे में तकनीकी कठिनाइयाँ बाधा डालती हैं। छत्त चित्र के अभिनेता - 
सामान्यतः जीवन - की यथार्थ स्थितियों को मेलनेवाले' व्यक्ति ही होते हैं, फिरभी ऐसे 
अवसर आते ही हैं जब वृत्तिक अभिनेताओं की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। 
: क्रेमरे से शर्मानिवाले कुछ यथाथ व्यक्ति केमरे के सामने स्वाभाविक ढंग से काम नहीं कर पाते । 


और फिर, किसी भी बृत्त चित्र को पृूणतः सत्य बनाने के लिए आवश्यक है कि. 
सम्बन्धित विषय था घटना आदि का सर्वागपूर्ण प्रस्तुतीकरण और मौके पर उसका अध्ययन 
किया जाए। यद्द सब शायद्‌ ही व्यवहारिक हो सके। इसके अतिरिक्त, सरकार अथवा... 














व्यवसायिक फ़र्मों' द्वारा बनाई जानेबाली फिल्मों में पूर्ण-सत्य का चित्रण किया ही नहीं जा 


कक 


सकता । किसी सरकारी प्रायोजना के सम्बन्ध में बननेवाली फिल्‍म में सामान्य मज़दरों के 
श्रम-स्वेद और संकल्प को किसी मंत्री के आगमन तथा प्रधान प्रबन्धक्क अथवा सर्वोच्च 
कार्यकारी अधिकारियों के कार्य कलापों की अपेक्षा भले ही अधिक महत्त्व दे दिया जाए, फिरभी 
प्रायोजना के धूमिक या मलिन पक्षों को दत्त चित्र में नहीं दिखाया जाता; और ऐसा 


करने के उपयुक्त कारण भी हो सकते हैं। 


परिचमी देशों में निरमित कुछ उत्कृष्ट ब्रत्त चित्र ये हैं : कनाडा के हिमाच्छादित उत्तरी 
भाग में रहनेवाले एस्किमो लोगों के देनिक जीवन पर राबट फ़्लेहटों द्वारा निर्मित 'ननुकः 
आाफ़ द्‌ नाथे, एक ऊजड़ द्वीप पर जीवन के लिए संघषे करनेवाले एक परिवार की कथा 
चित्रित करनेवाला फ़्लेहटीं द्वारा ही निर्मित इत्त चित्र 'मैन आफ़ ऐरान', और छुशियाना के 
दुलदुली भूखण्ड के विकास की कहानी चित्रित करनेवाला उनका दत्त चित्र “ुशियाना स्टोरी', 
स्काटलेण्ड के मछुओं के देनिक जीवन और काये को चित्रित करनेवाला दछृत्त चित्र “डिफ़्टर्स', 
फ्रांस की बेकारी-समस्या पर अलबटों केवलकेन्टी द्वारा निर्मित 'रेन क्यू ला ह्यूसे, आस्ट्रेलिया 
के जलते हुए महल्‍्यलू में चलती हुईं डाकग़ाड़ी की कथा कहनेवारा जॉन हेयर द्वारा निर्मित 
वृत्त चित्र बेक आफ़ बियॉण्ड', लन्दन की गन्दी बस्तियों पर एडगर ऐन्स्टे और आर्थर क्‍ 
एल्टन द्वारा निर्मित हाउसिंग प्राब्लम्स', ऐक खान-दुर्घटना के समय फ़ांसीसी और जर्मनी के 
खान खोदनेवालों के बीच पारस्परिक मंत्रीभाव को ग्रदशित करनेवाला जी० डब्ल्य० पेब्स्ट 
द्वारा निर्मित 'कामरेड शफ़्ट' (कामरेडशिप), रूस के किसानों के जीवन को चित्रित करनेवाला 
अलेक्ज़ेंडर डवज़ेको द्वारा निर्मित ढत चित्र 'अथ', वाल्टर रटमेन द्वारा निमित, एक शहर का 
चित्रण करनेवाला वबृत्त चित्र बलिन' अमरीका में हुए भूक्षरण का चित्र प्रस्तुत करनेवाक्ा 
पेरी लॉसंट्ज़ द्वारा निर्मित द प्छो देट ब्रोक द प्लेन ओर मिसिसिपी नदी की बाढ़ से हुए 
ध्वंस को दिखानेवाला वृत्त चित्र “द्‌ रिवर 


0] 


भारत सरकार के फिल्म्स डिवीब्ज़न द्वारा भी बहुत अच्छे बृत्त चित्र तैयार किए गए. 
हैं। परिवमी देशों के उत्कृष्ट वृत्त चित्रों से इन्हें किसी प्रकार द्वीन नहीं कह्टा जा सकता। 
. कुछ प्रसिद्ध भारतीय दृत्त चित्र हैं: इम्स भाफ़ सणिपुर', “अवर नेबर नेपाल', "होली हिमालयाज़', 
इटावा स्टोरी', स्प्रिंग कस दु कश्मीर, “स्परिट आफ़ छूम', “स्लम्सेज़ आफ़ असम, 
'सहाबलीपुरम', भरत नाव्यम', खजुराहो 'कोणाक, 'मदुराई', <द्‌ हिमालयन टेपेस्ट्री', 'मण्ड-सिटी द 
आफ़ ज्वाय', काल आफ़ द्‌ माउन्टेन्स', 'स्टोरी आफ़ डॉ० कब्र, 'राधाक्ृष्ण', कांगड़ा ऐण्ड कुछ, . 
धवीनद्ननाथ/ तथा “अवर फ़ेदड फ़्ेंड्स'। है 





सप्ज 


थे फिल्में शिक्षाप्रद हैं, मनोरंजक हैं। और विविध विषयों पर व्यापक दृष्टि से 
तेयार की गई हैं। ये फिल्में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकासमूलक प्रायोजनाओं 
की माँकियाँ ही प्रस्तुत नहीं करतीं; बल्कि कला, स्थापत्य, संगीत और चऋत्य के क्षेत्र में 
इमारे देश के महान सांस्कृतिक अतीत का भी चित्रण करती हैं; ओर यह भी उतना ही 
महत्त्पूण है। भारत सरकार का फिल्म्स डिवीज़न अब वत्त चित्रों का निर्माण करनेवाले 
संसार के सबसे बढ़े एककों में से है। पिछले कुछ वर्षों में इसने औसतन १०० वृत्त चित्र 
प्रति वर्ष बनाए हैं। 





ही 


काल आफ द माउन्टेन्स' नामक फिल्‍म का एक अचल चित्र । (भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न के सौजन्य से) 


ह्थ 


समाचार दरशन या समाचार रीलें 


द शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक निरिचित महत्त्व है। इनमें अपने देश की तथा विदेशों 
को हाल ही की घटनाओं की चर्चा रहती है। समाचार रीलों के उपयोग में बड़ी कठिनाई 


बल (कह 0 
४ के 


२१८ 


# 








होती है कि इनका निर्माण प्रायः ३७ मिं० मी० में ही किया जाता 
भविष्य में शैक्षणिक संस्थाओं में परिचालन के लिए १६ मि० मी० की समाचार रीलों 








भरत नाट्यम! फिल्म का एक अचल चित्र । ( भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न के सौजन्य से ) ह 


का निर्माण किया जाएगा। यह भी आशा है कि ये रीलें शैक्षणिक संस्थाओं में उतनी 
ही जल्दी पहुँचा करेंगी जितनी जल्दी सिनेमाघरों में पहुँचती हैं। 


कक 


वृत्त चित्र ओर समाचार रील, दोनों में प्रकरत सामग्री की चर्चा रहती है; एक इस 
तथ्य को छोड़कर समाचार रील में वृत्त चित्र की अन्य कोई विशेषता नहीं होतो । समाचार 


रील में अतिदिन की घटनाओं को रईँयामेज़ी या रागद्वेष के बिना सरल वर्णनात्मक शब्दावकछी . 


| हि 


२१९ 








| 








। 
| 
। 
॥ 
(५ 








। खजुराहो ' फिल्‍म का एक अचल चित्र । (भारत सरकार के फिल्म्स डिवी जन के सौजन्य से ) 


की 


में यथावत्‌ प्रस्तुत कर दिया जाता है, किन्तु बृत्त चित्र में समाचार रील की सामग्री को 
उद्देश्यपरक सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया जाता है। 


न्‍ | ४ 


व्यवसायिक फ़र्मो द्वारा निर्मित फिल्में 


व्यवसायिक फ़र्मों द्वारा अपने उत्पादनों या अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने के छिए 


बनाई जानेवाली फिल्‍मों को रोक्षणिक फिल्मों के अन्तगगंत नहीं माना क्‍ जाता, फिरभी इनमें 


| । ह - | ॥ “ 


२२० 





क्रोणाक! फिल्म का एक अचल चित्र । (भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न के सोजन्य से ) 


कई ऐसी फिल्में हैं जिनका पर्याप्त शैक्षणिक महत्त्वहै। थे फिल्में सामान्यतः रंगीन होती हैं 
और इनकी फ़ोटोग्राफ़ी उत्तम कोटी की होती है। ये फिल्में शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रायः 


निःशुल्क उच्रार दी जाती हैं। 

कक्षा में व्यवसायिक फिल्मों का उपयोग इस देश के कुछ रिक्षाशास्त्री पसम्द नहीं 
करते। उनके विचार से इन फिल्मों का सुख्य उद्देश्य किसी उत्पादन का विज्ञापन करना 
होता है। छेकिन, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रमुख व्यवसायिक फ़र्मों' द्वारा 
आजकल फिल्मों का उत्पादन व्यापक जन-सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तगंत किया जाने लगा है। 
यदि कोई विज्ञापनमूलक संदेश फिल्‍म में हो तो सामान्यतः वह फ़र्म का नास ही होता है 


फिर, यह तक भी दिया जा सकता है कि यदि टायर बिजली के बल्ब या औषध-निर्माण 





को सच्ची कहानी प्रस्तुत करने में थोढ़ा सा प्रत्यक्ष विज्ञापन भी हो तो उससे विशेष हानि 
नहीं होती । यह निस्संदेह आवश्यक है कि अध्यापक इस बात की पूरी-पूरी जाँच करके भाखखस 
हो ले कि जिस व्यवसायिक फिल्‍म का प्रयोग किया जा रहा है वह सम्बन्धित पाठ को 
साथ्थंक बनाने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम साधन है ओर उसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। 


बच्चों की फिल्में 


यद्यपि बच्चों की फिल्‍मों की चर्चा शीक्षणिक फिल्‍मों के अन्तर्गत नहीं की गई, 
फिरमी शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है क्‍योंकि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास 
में वे बड़ी सहायक होती हैं। राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि बच्चों को, 
उनके जीवन के सर्वाधिक विकास-कारू में, किस प्रकार स्वस्थ विचारों से पुष्ट किया जाता. 
है। इस कथन में निस्सन्देह अत्युक्ति है कि चौथे या पाँचवें वर्ष में ही बच्चा पूर्ण विकसित 
मनुष्य बन जाता है। फिरभी यह बात निरिचत है कि पर्यावरण की स्थितियों ओर 
प्रभावों को सर्वाधिक ग्रहणशीलता बाल्यावस्था में ही होती है। क्‍ 


वयस्कों के दृष्टिकोण से बनाई जानेवाली फिल्में बच्चों पर जो हानिकर प्रभाव 
डालती हैं उनके प्रति अब सारे संसार के विचारशील माता-पिता सजगं हो गए हैं। 
ब्रिटेन और अमरीका जेसे देशो' में इस दुष्प्रभाव की व्यापकता आँकने के प्रयल्ल किए गए 
हैं। इस क्षेत्र में शोध-कार्य करनेवाले सभी छोगो' ने अपराध ब्ृत्ति और कामाचार सम्बन्धी 
कुछ व्यवसायिक फिल्मों के अवांछनीय प्रभावो' का स्वंसम्मति से निर्दशा किया है। वयस्क 
और जिनकी मानसिक पृष्ठभूमि पर्याप्त सुदृढ़ हो चुकी हो ऐसे बच्चे, भले ही इस प्रकार 
के दृश्यों से प्रभावित न हो, किन्तु अधिकांश बच्च्चों के सम्बन्ध में बात बिल्कुल विपरीत 
है। ब्रिटेन में बच्चों और सिनेमा की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की 
क्‍ गई व्हीर कमेटी ने कहा था: “सभी फिल्में बच्चों को नियमित रूप से यह सुराती रहती 
हैं कि जीवन के उच्चतम मान-मूल्य हैं सम्पत्ति, शक्ति, विलास और थोथा जन-सम्मान था 
चापल्सी, और इनकी उपलब्धि किस प्रकार हो या इनका उर्पयोग किस प्रकार किया जाए इसका 
सोच-विचार व्यर्थ है-----:--' हमें यह विश्वास हो गया है कि अययार्थ मान-सूल्यों का 
नियमित च्त्रिण अपराध अथवा अभद्गता के चित्रण की अपेक्षा कहीं अधिक विक्ृतिकारक और 
घातक है।” द द रा द 

यद्यपि हमारे देश के सेंसर सम्बन्धी नियमों के अलुसार बन्च्चों' को कुछ व्यवसायिक 
फिल्में दिखाना निषिद्ध है, फिरमी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत फिलमो' में भी 


| 


ही 








ऐसे विषय हो सकते हैं जो बच्चो की सम से परे हों या मान-सृत्यों के सम्बन्ध में 
एसी फिल्म बच्चों को विकृत-बोघ देती हों। मरी फ़ील्ड ने ठीक ही कहा हैं; 
“कथानक, चरित्र और उद्देश्य सभी उनकी अनुभूति के दायरे से बाहर होते हैं। और 
जब पद पर प्रदर्शित फिल्‍म उनकी समर में नहीं आती तब वे दो में से एक बात कर 
सकते हैं : आँखों को मनोर॑जन और कुतूहूल की भनुभूति होने दें और मस्तिष्क को 
निष्किय और शूुत््य बना रहने दें, या फिर ऊब उठे, शोर मचाएँ और खर्य अपने लिए 
तथा समीप के और छोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाएँ ।---------किन्तु यदि 


नी 


बच्चों को उबाना बुरा है तो पहला विकत्प तो और भी हानिकारक है। सक्रिय होने 
ओर फिल्म का आनन्द लेने के लिए जो बच्चे सिनेमा जाते हैं उन्हें शन्‍्य-मस्तिष्क लिए निष्कय 
होकर बेंठे रहने देना एक अपराध ही है ।” जनवरी सन्‌ १९६१ में चिल्डन्स फिल्म 
सोसायिटी द्वारा “द रोल आफ़ चिल्डन्स फिल्‍म इन द्‌ डेवलपमेंट भाफ़ द्‌ पसनलिटी 
आफ़ द्‌ चाइल्ड” (बच्चे के व्यक्तित्र-विकास में बच्चों की फिल्‍मों की भूमिका) विषय 
पर दिल्ली में आयोजित एक विचार-गोष्ठी में शिक्षक संगठनों के विश्व-संघ के अध्यक्ष 
सर रोनाल्‍्ड गोल्ड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्रिटेन की पाल्यामेंट के 
सदस्य डाक्टर होरेस किंग के निम्नलिखित शब्दों को उद्धत किया था; “अपने मन से में 
यह चित्र कभी नहीं भुला सकता कि सिनेमा में बठे हुए छोटे-छोटे बच्चे प्रसन्नता के 
साथ फिल्म देखने और उससे वस्तुतः यथावांछित आनन्द उठाने के बदले उस पर्द से जान 
बचाने की कोशिश में छगे हैं जिससे उनका मनोरंजन होना चादहिएऐ। वे अंगुलियों 


के बीच से काँककर देखते हैं कि उनके लिए अरुचिकर दृश्य समाप्त हुआ 
या नहीं ।” 


2 


बच्चों को विशेषरूप से उन्हीं के लिए बनाई गई फिल्में उपलब्ध होनी चाहिए। 
ऐसी फिल्मों को शोक्षणिक फिल्में मान छेने की भूल नहीं होनी चाहिए। बच्च्चों की फिल्मों 
का प्रमुख उद्देश्य है उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन देना जिससे उनके मस्तिष्क का विकास 
हो सके। वास्तव में यह एक अनोपचारिक शिक्षा है। मारत के उपराष्ट्रपति-पद से 
डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ने बिल्कुछ ठीक कह्ा था: “यद्यपि राष्ट्र के कल्याण के लिए पंचवर्षीय 
योजनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं, फिरसी पर्यावरण में परिवर्तन छाने की अपेक्षा लोगों की प्रकृति 
में परिवतंन छाना कहीं अधिक आवश्यक है। पर्यावरण का रुपान्तरण करने की अपेक्षा 
मनुष्य का ही रूपान्तरण करना अधिक आवश्यक है। यदि हम लोगों के मन को, उनके 
हृदय को नहीं बदल सकते, तो अन्य किसी चीज़ में भी परिवर्तन नहीं कर सकते ; और 


क 
२२३ 





. लोगों के मन को; उनके हृदय को परिवर्तित करने के अनेक साधन हैं। उन सब 
साधनों में सर्वाघिक शक्तिपूण साधन है फिल्म, विशेषकर बच्चों के लिए बनाई 
गई फिल्‍म ।” 


बच्चों की फिल्मों के लिए भारत में तमाम उन्च्चकोटि की सामझ्ी हितोपदेश 
में और विक्रमादित्य की कहानियों में भरी पढ़ी है। ये कहानियाँ निश्चय ही बच्चों को... 
प्रेम, ईमानदारी, साइस, सह्यनिष्ठा, सहनशीलता, . दयालृता, और विनयशीलता जैसे सदूगुणों 
की सीख देती हैं। यह निविवाद है कि चरित्र सम्बन्धी जो भी पाठ हम बचन्त्चों को 
 पढ़ाना चाहें उन्हें बन्त्चों के सामने प्रस्तुत कर दें। यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में 
दूसरों का ध्यान रखने की भावना उत्पन्न हो तो, उन्हें दूसरों का ध्यान रखने का भादेश देकर 
नहीं, बल्कि उनके सामने दूसरों का ध्यान रखने के ठोस उदाहरण श्रस्तुत करके ही हम 
अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के बच्चों के लिए ऐसी 
फिल्मों की विशेष आवश्यकता है जो ऐतिहासिक रुचि जाग्रत करें और ऐसी महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं का चित्रण करें जिनमें हमारे पूवेजों के गौरबपूर्ण कृत्यों का समावेश हो। स्वाधीनता अ 
के ऐतिहासिक संग्राम में हमारे यशस्वी नेताओं ने जो बलिदान किए और आयिक क्षेत्र 


में हमने जो प्रगति की--उन सब पर बच्चों के लिए उपयोगी और /मनोर॑जक फिल्में बनाई 


जा सकती हैं। परी कथाओं पर बनी फिल्में बच्चों की कल्पनाशंक्ति को बहुत प्रभावित 
कर सकती हैं; पर हमें ध्यान रंखना चाहिए कि ऐसी फिल्में यथाथ की ऐसी सीमाओं 
का उल्लंघन न कर जाएँ कि बच्वों के सम्मुख संसार का भ्रामक चित्र प्रस्तुत हो। 
अमिनीत चरित्रों के साथ तादात्म्य स्थापित करके बच्चे उनके हृषे-विषाद में सम्मिल्तत हो जाते 
[[हैं । एवरेस्ट विजय, संकटों से दूसरों की रक्षा, मानवता के कल्याणा्थ किसी नवीन आधपविष्कार 
. के लिए उत्सगं--आदि साहसपूर्ण सिद्धियों की कथा चित्रित करनेवाली फिल्में बच्चों में ऐसे द 
कार्यों के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती हैं। यात्रा की कहानियों, भारत के विभिन्न भागों क्‍ 

अथवा अन्य देशों के बच्चों से संबंधित भोगोलिकू जानकारी देनेवाली फिल्में बच्चों . 
. के लिए अमूल्य होती हैं। प्रसिद्ध अँगरेज़ दाशनिक बट्रेण्ड रसेल ने ठीक ही कहा हैः. 
. यात्रा से सम्बद्ध होते ही भूगोल का विषय प्रायः प्रत्येक बच्चे के लिए रुचिकर हो जांता 

. है। में भूगोल का अध्यापन अंशतः चित्रों और यात्रा-इत्तान्तों की सहायता से, किन्तु मुख्यतः 
.. सिनेमा की सह्दायता से करना पसन्द कहूँगा जिसमें बच्चों को वह सब दिखाया जाएजो.. 
. यात्री को यात्रा में देखने को मिलता है।” इस प्रकार की भौगोंलिक फिल्में बच्चों को 

. भोगोलिक ज्ञान सार्थंक ओर आजनन्ददायक ढंग से ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि उनमें क्‍ 


हर. 


0 अर 








स्का 





भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में सी सहायक होती हैं, ओर यह अधिक महत्त्वपूर्ण हैं! 
दिल्ली की चिल्ड्र न्स फिल्‍म सोसायिटी द्वारा निमित कुछ फिल्मों पर टीका करते हुए नोबेल 
पुरस्कार-विजेता फ़ादर पाइरे ने कहां है; २४२०६ -- संसार अचानक छोटा बन गया है। 
उसमें बड़ा राग-द्वंष है; कितनी ही खाइयाँ हैं जो मानवजाति को विभाजित करती 


 हैं। बच्चों के लिए निर्मित आपन्नी फिल्मों से बच्चों को विज्ञ के भूगोल का परिचय 


ही नहीं मिलना चाहिए, उन्हें मनुष्यों का परिचय प्राप्त होना चाहिए। एक दूसरे से 
अधिक अच्छी तरह परिचित होने के परिणामस्वरूप राग-द्वंघ की विभेदक खाइयों और 
तनावों की कमी होगी; यह भी सम्भव है कि दूसरों के प्रति अधिकाधिक असिरुचि 
के साथ पारस्परिक सच्ची मेन्नी भी उत्पन्न हो।” 


ऊपर जिन विषयों को बच्चों के लिए उपयुक्त बताया गया है वे स्पशष्टटः सयाने 


बच्चों के लिए हैं। छोटे बच्चे तो रंग और गतिशीलता पसन्द करते हैं, कह्दानी समझने 


की चिन्ता उन्हें नहीं होती। उनके लिए तो पुतली-फिल्में, दास्यचित्र और पशुओं 
तथा पक्षियों की फिल्में विशेषरूप से उपयुक्त होती हैँ। ये फिल्में पन्द्रह-बीस मिनट से 
अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए । द 


सौन्दर्यानुभूति की दृष्टि से बच्चों की फिल्में यथासंभव आजनन्ददायक होनी चाहिए । ध्यान 


रखने की बात है कि फिल्‍मों के कथानक अथवा उनमें निह्चित गुणों और मभद्यान विचारों 
की अपेक्षा उनकी कछा और गतिशीछता के कारण ह्वी बच्चे उनकी ओर अधिक आक्ृषट 


होते हैं। इसलिए बच्चों की फिल्‍मों के निर्माण में नवीनतम तकवीकों भोर उपकरणों का 
उपयोग किया जाना चाहिए। रंगीन फिल्में बच्चों की सोन्दर्य-भावना को प्रभावित करती 


हैं इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, बच्चों की फिल्में प्राकृतिक रंगों में होनी चाहिए है 


प्राकृतिक रंगों में बनी फिल्में आकर्षक ही नहीं होती, अधिक यथार्थ भी प्रतीत द्वोती हैं। 


पिछले कुछ दशकों में बच्चों के लिए अनेक अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । बच्चों 
के सन में नए सुझावों और मान-सूल्यों को श्रतिष्ठित करने में इन पुस्तकों से निस्संदेह 
सहायता मिली है। बन्च्चों की मानसिक अभिद्वत्तियों के निर्माण के सर्वाधिक प्रबल साधन-- 


अर्थात्‌ फिल्मों द्वारा इनकी पूति “करने की जावश्यकता अब सारे संसार में तेज्ञी-के साथ 
. अनुभव की जा रही है। आशा को जाती है कि एक सुनियोजित योजना के अनुसार... 
स्कूलों और सिनेमाघरों में नियमित प्रदर्शन के लिए बच्चों के योग्य फिल्में पर्यात संख्या में 


शीघ्र ही तेयार की जाएगी। 


कक 525 





बल 


एक ओर महत्त्वपूण बात है । यद्यपि पुस्तक ओर फिल्में बन्च्चों के चरित्र-निर्माण में सहायक 
हो सकती हैं, फिरमी घर. पर माता-पिता से उनको मिलनेवाले मार्गदशन का महत्त्व 
भी कम नहीं है। किन्तु सचतो यह है कि अपने बच्चों के मन की क्रियाशीलता को 
सममने के लिए स्वयं माता-पिता को ही कुछ मार्ग-दर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए 
माता-पिता के लिए भी फिल्में होनी चाहिए। 


जनता और सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के लिए दिछी की एक स्वेच्छिक संस्था- 
कल्चर फिल्‍म सोसायिटी ने सन्‌ १९०२ में एक फिल्म फ़ेस्टिबल (फिल्म-मेला) आयोजित 
क्रिया था। माता-पिता के साथ अनेक बच्चों ने इस मेले के प्रद्शनों को देखा। एक 
चष बाद दिल्ली में बच्चों की फिल्‍मों का एक और उत्सव हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन 
करते हुए डाक्टर राधाकृष्णन ने कहा था : “जब हम अपने राष्ट्र के सामने कुछ महान 
आदश रखने की बात कहते हैं, तो वे पुस्तकों या हमारे संविधान में उल्लिखित हो जाने 
से ही जीवन्त, सक्रिय अथवा यथार्थ नहीं बन जाते। देशवासियों द्वारा उन आदशों को 
आतपत्मसात्‌ किया जाना चाहिए। चित्रों, साहित्य या सिनेमा आदि में जिस प्रकार इन 
आद्रशों को अंकित अथवा चित्रित किया जाता है उससे यह आत्मीकरण, न्यूनाधिक रूप में 
अनायास ही हो जाता हैं। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को मानवीय गरिमा, मानव- 
अधिकार, सन्त्चाई और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के सम्बन्ध में ज्ञान देना चाहें तो सच 
बोलने या पड़ोसी को प्यार करने का निदेश देकर ऐसा नहीं किया जा सकता। फिल्‍मों 
के द्वारा उनके सामने सच्चाई और सत्यनिष्ठा के ठोस उदाहरण प्रस्तुत करके ही इसे सिद्ध 
किया जा सकता है।” 


सत्‌ १९०४ में दिल्ली में बन््चों के लिए एक सिनेमाघर खोला गया किन्तु उपयुक्त 
फिल्मो की कमी के कारण वह बहुत सफल नहीं हुआ । तीसरा फिल्मोत्सव दिसम्बर १९०४ 
में श्रीमती इन्द्रि गान्धी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह आयोजन नव-निर्मित 
सप्र भवन के दर्शककक्ष में सम्पन्न हुआ। उस उत्सव के अस्तिम प्रदर्शन के समय तत्कालीन 
सूचना और प्रसारण मंत्री डाक्टर बी० वी० केसकर ने घोषणा की थी कि सरकार का 
इरादा चिल्डन्स फिल्‍म सोसायिटी के नाम से एक संस्था स्थापित करने का है। इस 
सोसायिटी ने मई १६९०५ से दिलछी में अपना काम प्रारम्भ कर दिया था। इस अल्प 
अवधि में ही चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायिटी ने अ्रशंसनीय श्रगति :की है और - स्थायी 
महत्व की कई फिल्में बनाई हैं। सोसायिटी के कार्य की : सराहना हमारे देश 


२२६ 


दे 


में ही नहीं, विदेशों में भी हुईं है। वेनिस में आयोजित बच्चों की फिल्मों की 
नवी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनी में सोसायिटी द्वारा निम्ित पहली फिल्म जलदीप' को 
“उसकी मोहकता और उदार भावनाओं के उदात्तीकरण के लिए” प्रथम पुरस्कार 
दिया गया था। 


] 


सोसायिटी द्वारा निर्मित फिल्मों की सम्पूर्ण सूची इस प्रकार है: 





(१) जल दीप 
(९) चार दोस्त | 
३२) बच्चों से बातें 
स्काउट केम्प 
(५) गंगा की लहरें 
(६) दरिया 
(७) गुलाब का फूल 
(८) यात्रा 
९) गुरु-भक्ति 
(१०) सरल विद्वास 
(११) बाल रामायण 
(१२) रामशात््री का न्याय 
(१३) हद मुबारक (अखिल भारतीय योग्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त ) 
(१४) २६ जनवरी 


(१५) पंचतंत्र की एक कहानी 


१६) मीरा का चित्र 


१७) दिल्ली की कहानी (अखिल भारतीय योग्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त 


१८ 
१९) 
२०) 
२१) 
2 


हक 


वीर पुरुष 


एकता 
चेतक 
न्याय 


छत्रपति शिवाजी महाराज 
२३) द्‌ झटोरी आफ़ टू स्टेम्पस 


(२४) सावित्री... 
(३०) मह्य तीर्थ द 
(२६) बापू ने कहा था 
(२७) राजू और गंगाराम 
(९८) हमें खेलने दो 
(२९) चतुर बालक 
(२०) बूँद-बूँद से सागर 
(३१) पाँच पुतलियाँ 
. (३२) मंकी ऐण्ड द्‌ क्रोकोडाइल हक 
(३३) दीपक द 
(३४) बाल समाचार चित्र नं० १ 
(३०) राहुल मातृ-भक्ति 
(३६) ऐडवेचर आफ़ ए शुगर डॉल द 
(३७) मास्टर जी द 
(३८) कुत्ते की कहानी 
(२९) वह काटा द 
(४०) अनमोल मोती 
(४१) डाकघर क्‍ 
(४२) बथ डे 
(४३) चँचल का सपना 
(४४) जेसे को तैसा 
(४ ५) शरारत 
(४६) बन्द्र मेरा साथी... 


छः 


. ऊपर लिखी हुई सभी फिल्में ह््न्दी में हैं। बाद में बनी छुछ फिल्में 


देश की सभी असुख भाषाओं में हैं। कुछ फिल्‍मों का माषान्तर अंग्रेज़ी में... 


जी किया गया है । सोसायिटी की योजना है कि ज्यों ही पर्याप्त धन की 
. व्यवस्था हो जाए, सभी पूर्व-निमित फिल्मों का भाषान्तर देश की सभी प्रमुख 


भाषाओं में किया जाए। यद्द श्रयन्ष भी किए जा रहे हैं कि संसार के विभिन्न. ले 


. 2 “शर्ट क्‍ 





भागों से बच्चों की सर्वोत्तम फिल्में प्राप्त करके देश के बच्चों के लिए उन्हें भारतीय 
भाषाओं में रूपान्तरित कर लिया जाए। 3 १ 25 के 





अगरेज़ी फिल्‍म “बुश क्रिस्मस” का एक हृश्य। 
चिल्ड नस फिल्‍म सोसायिटी ने इस फिल्म का हिन्दी रूपान्तर तेयार कर लिया है। 


| 
| 
। 
|; 
। 
| 
। 


देश भर में बच्चों की फिल्‍मों का आन्दोलन संगठित करने के छिए इस.....ः 
सोसायिटी ने राज्य-समितियाँ संगठित की हैं। अपने-अपने राज्य में ये समितियाँ .... .#..४* 
स्कूलों और सिनेमाघरों में. नाममौत्र अवेश-शल्क लेकर फिल्मों के प्रदर्श की... 
व्यवस्था करती हैं। री श क्‍ ३ 


शुरूशुरू में, बच्चों की फिल्‍मों के निर्माण में ब्रिटेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया और 
फ्रस अग्रणी रहे हैं और दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के फिल्म-पुस्तकालय ने इन 
देशों की कुछ उत्कृष्ट फिल्में प्राप्त कर ली हैं! इनमें से कुछ फिल्में  बुश क्रिस्मस', 











'फ़ा््यून लेन, “जीन्स छान, “बिम', संस ब्वाय', आउड प्रिंसेज़', ब्वाएल, ब्वाएल, लिटिल 
पॉट', और <“द ब्वाय हू स्टाण्ड नायररा। का] 





'ब्वायल, ब्वॉयल, लिटिल पॉट” नामक फिल्‍म का एक दृश्य। 
( शे० अ० प्र० रा० परिषद्‌ के दृश्य-श्रव्य शिक्षा विभाग के सौजन्य से ) 


फिल्‍मों के आकार-प्रकार 


फिल्में विभिन्न भाकारों' की होती हैं--१६ सि० मी०, ३० सि० मी०, और ८ 
मि० मी० । होक्षणिक फिल्मों के छिए भब सामान्यतः १६ मि० मी" सानक आकार बन गया 
है। और सिनेमाघरों में दिखाई जानेवाली फिल्मों के लछिए ३५ मि० मी० मानक आकार 
माना जाता है। यद्यपि ८ सि० सी० की फिल्मों का उपयोग पिछले कुछ दिनों. 
. अव्यवसायिक लोग घरेल फिल्‍मों के उत्पादन में ही करते रहे हैं, फिरभी इनका उपयोग 
शिक्षा-क्षेत्र में भी छाभदायक ढंग से किया जा सकता है।.. 
. फिल्मों दो प्रकार की होती हैं: मूक फिल्में ओर सवाक फिल्में । मूक-फिल्मों से 
सबसे बड़ा छाम यह है कि उन्हें शिक्षण की विभिन्न स्थितियो' के अनुरूप बनाया जा . 
सकता है क्‍योंकि अवसर तथा स्थिति. के अनुसार अध्यापक उपयुक्त वार्ता दे सकता है।. 


हट ३३०५ 





३५, १६ और ८ मि० मी० की फिल्में 





[| [॥ ॥ ॥ [ [ ॥ [][] ] 0 0 ॥ 0 0 8 0 8 0 


उन“ जटननननीन "किन ता+-4८५+०-+०नरीन नज- से 3 ीननिीिलीननननननी+4 «न ननन>मी_ न ८3५० ५७5++क- ++- पिन +जनिनीनननीगनगभ2:2रताौान-मीन+नी >क मन 43 ७+--4त3>+-+ +०-लननमीयमताऊन आन 








मूक और सब 





ऐड 8 ऑट हि. 4२7५: /0-7०- 7.7 77678, #अंड:# 77 पक पता दा, 





2... 


४” ५.६७ 


2६8 मि० मी० की 





ः 
हि 
! आई 
७ 


फिल्म 


सवाक्र 


में फिल्‍म के एक ओर ध्वनि का रेकाड रहता है। 


फिल्म 


सवाक्‌ 


वाला प्रधान लाभ यह है कि इससे [चित्र की यथार्थता बढ़ 


[कं 


ती है। 


[ 


पक 


छ्ज 
















० +ठ- पढ़ ' 
4: फ़ूड ४ 
०. #7 4८ की ४ 
छ (५ अं तह 
७3उ फिी ; 
छा. हि. है 
छ्ि फ्रि 
. फ रा 
नि की री 
रण... ग्फ 
(6 * ही 
ए की कि 
बा ५५ 
हि 5 . 
80 २ ६ |] 
7 4- आया है 
हे ा ध्ट 
दर +६० थ बटर ह छः धि 
१ / 
प्ि 9 है 
0 के क 
एि 2 हे 0 
(७* प्ि 5... 
छठ है छः फा 
कि /फ 4 ड़ि 
हि हे 
| हि 5 ० 
हर हि 
23 / 0 :2 | 
हे ण्ठः 
कक धपै || लि 
छि ता 
बद के हक ७ 
5 य्र 
पु ६ ट 
जा न 





न्‍ क्‍ अधिक रुचि दीख पड़ती है। जापान ने < मि० सी> की मूक भर सवाक्‌ रीक्षणिक फिल्मों 

के अपने बृहदू संग्रह में वृद्धि करने की योजना बनाई हैं। ब्रिठेन और अमरीका में एक ही 

: ऐसे मूक प्रक्षेपी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है जिसमें ८ मि० मौ० वाली फिल्ल- 

: पेटिका चढ़ा क्‍ दी जाती है। लगभग चार मिनट चलनेवाली ऐसी फिल्‍म पास्टिक की एक. 

छोटी पेटी में बन्द रहती है। प्रक्षेपी का संचालन तथा फिल्म-पेटिका का चढ़ाना बहुत... 

. सरल है । इस पग्रक्षेपी का पृष्ठ-अक्षेपण मॉडेल (मॉडेल ८००६), टेलीविज़न-सेट जैसा रा 
हे 


लगता है और ऐसे कमरों में भी काम देता है जिनमें अंधेरा नहीं किया 


जा सकता | 


.._ एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका _ फिल्स', 'मेकुआहिल फिल्स' तथा 'नेशनल फिल्म बो्ड आफ. 
. कनाडा! नासक संस्थाओं ने ८ मि० सी० की मूक पेटिका फिल्में बनाने या वितरित करने. | 
की योजनाएँ घोषित की हैं। यूनिवर्सिटी फिल्‍म कार्डसिक आफ़ ग्रेट ब्रिटेन ने विज्व- 
विद्यालयों में < मि० मी० की फिल्मों का उपयोग करने की सिफ़ारिश की है । सन्‌. . 
१९६४ में लीसेस्टर विज्ञविद्यालय में हुई काउंसिल की वार्षिक बेठक में नीचे लिखी बाते. 
. नोट की गई थी। 


«इसका विशिष्ट योगदान यह मालूम होता है कि कुछ शेध्षिक स्थितियों के लिए. > 
सठीक फिल्में अपेक्षाकत कमखने और आसानी से तेयार करने में अध्यापकों को व्यक्तिशः 
कितना समर्थ बनाएगी। शोध-प्रायोजनाओ के क्षेत्र में, इल्कापन सरलता और सस्तापन न 
महत्त्पपूण गुण होते हैं। चोढ़े गेज़ की आवश्यकता नहीं होती 77५६ छ 


.. आजकल दो प्रकार के < मि० मी० ध्वनि प्रक्षेपी उपलब्ध हैं: एक वे जिनमें 
फिल्‍म पेटिका चढ़ा दी जाती है और दूसरे वे जिनमें रीक्ष का उपयोग 
किया जाता है। दूसरे प्रकार के ग्रक्षेपी में भी फिल्‍म चढ़ाने की समस्या नही 
रहती । फिल्म को एक छेद में बेठा दिया जाता है। और जब प्रक्षेपी को चाढू करने... 
वाला बटन दबाया जाता है तो फिल्म अपने आप चढ़ने छगती है। यह मशीन 


प्रकाशीय और चुम्बकीय-दोनो' ध्वनि-पथो' की संभाल कर सकती है। यह्द बात ध्यान में 


रखनी चाहिए कि चुम्बकीय-पथ वाली फिल्‍मों से अधिक साफ़ आवाज़ आती है, पर वे. 


बन >-न कल कनननन बम तनमन विन नमन न 


७७७४७ शा न मम कअ कल पक निनीलि लक 


१६। विज अल एजुकेशन ( अगस्त-सितम्बर, १६६४ ) 


२३२० 











मी० फिल्मों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण अमरीका के कुछ फिल्म-अभियंता क्‍ 
अब इस मत के समर्थक हैं कि यदि दाँता-छेदों के आकार को घटाकर चित्र के आकार 
को बढ़ाया जा सके तो इन फिल्मों के चित्र और अधिक स्पष्ट आ सकेंगे। अधिक स्पष्ट हे 


चित्र निविवाद रूप से अधिक अच्छे होंगे, किन्तु यदि फिल्‍म का यह नया रूपाकार सचमुच . द हे 








... ही अपना लिया गया तो पहले से मौजूद ८ मि० मी० वाले छाखों प्रक्षेपियों और केमरों 
रा के उपयोग के लिए एक समस्या पेदा हो जाएगी 


_पनमी 











! 
|] 
' * ॥ 
रु 
ि 
| 
थे ५ 

















नपकेकसककत पड पर कस थे पाप डे. 








कफ अल कलम जन अपन क 








आर० सी० ए० ४०० सीनियर साउण्ड प्रोजक्टर (ध्वनि प्रक्षेपे)। |... ० के लक कि या 
........_ ( जनरल रेडियो ऐपण्ड ऐप्लाएँसेज़ (प्रा०) लि०, कलकत्ता के सौजन्य से ) 











प्रक्षेपी के आकार ओर प्रकार 


फिल्में तीन आकार की बनती हैं। इस कारण इन के लिए तीन आकार के प्रक्षेपी 
भी..हैं। चूँकि १६ मि० मी० फिल्में शक्षणिक फिल्मों के लिए मानक मानी गई हैं, 
. इसलिए - शैक्षणिक संस्थाओं में उपयोग के लिए १६ मि० मी» प्रक्षेपी को भी मानक मान 
. लिया गया है। की आग 3 रा 


मूक और सवाक-फिल्मों के अनुरूप मूक ओर सवाक्‌-प्रक्षेपे भी हैं। अधिकांश 


.. शैक्षणिक संस्थाओं में अब मूक श्रक्षेपी नहीं खरीदे जाते क्योंकि अब अधिकांश शेक्षणिक 


... फिल्में सबाक्‌ द्वोती हैं। सवाक-प्क्‍क्षेपी पर मूक फिल्‍म का उपयोग करने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । 93० हे 


आज के सुकर १६ समि० मी० ध्यनि-प्रक्षेपी कुछ वर्ष पहले के भारीसरकम और जटिछ 

प्रक्षेपियों से बिल्कुल भिन्न हैं। निर्माताओं द्वारा दिए गए निदेशों का सावधानी से 
पालन कर कोई भी अध्यापक दो-तीन दिनों में इन प्रक्षेपियों को संचालन सीख 
सकता है। द 


चुम्बकीय ध्वनि-प्रक्षेपी 


इस आधुनिक उपकरण में अध्यापक को यह सुविधा रइती है कि वह फिल्‍म के साथ 
अपनी टिप्पणी भी जोड़ दे। इसके लिए फिल्म में एक चुम्बकीय पट्टी जोड़नी पड़ती है। 


चुम्बकीय ध्वनि-प्रक्षेपो बहुत क्रोमती नहीं होता। फिरमी २० पसे श्रति फ्रुट पट्टी 


लगाने का मूल्य हमारे देश की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अधिक है। भूक फिल्मों और 
सवाक्‌-फिल्मों--दोनों में ही पट्टी छगाई जा सकती है। द द 

१६ मि० मी० ध्वनि-श्रक्षेपी का संचालन 

अध्यापक को नीचे लिखी बातें मालूम होनी चाहिए: 

(१) मशीन को कैसे जामाया जाए (अक्षेपी को एक मज़बूत भेज़ पर रखना चाहिए ; से 

. यदि ग्रक्षेपी का छेन्स. दो इंच का हो तो मेज्ञ की अगली कोर से पर्दे की 


...._ के ठीक पीछे फ़र्श से लगभग चार फ़ुट ऊपर रखना चाहिए) 


जरे३ेड.. 









(९) रीछ को ग्रक्षेपी पर केसे लगाया जाए और कमानीपट्टियों को उनकी घिरनियों 
पर केसे चढ़ाया जाए; 


(३) बिजली के शक्ति-तार और ध्वनि-तार कैसे जोड़े जाएँ ; 
(४) फिल्म को प्रक्षेपी से केसे जोड़ा जाए; क्‍ 
(५) ठीक-ठीक विद्युत-दाब का उपयोग केसे किया जाए ; ह 
(६) पी को संचालित केसे किया जाए (प्रव्धक बटन दबाएँ और ध्वनि-निर्देशक 


बत्ती के जलने की प्रतीक्षा करें। फिर, यह देखकर कि गति संवरक अपने ्ः 
स्थान पर हैं और फिल्म ठीक ढंग से लगी है, मोटर चालू कर दें ओर क्‍ 
प्रक्षेपी को चलाने के लिए लंप का बटन दबा दे ] | द ॒ ः । 





रे 
(| 
६ 
६ 
; 
*ः 
। 
॥ 








सामाजिक शिक्षा के आयोजकों को १६ मि० मी० ध्वनि-प्रक्षेपो के संचालन का प्रशिक्षण... अर 38 
दिया जा रहा है। ( सामाजिक शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्र, बेलूर मठ के सौजन्य से) 





(७) फ़ोकस. केसे. किया जाए (शीर्षक अथवा चित्र के अन्य मुद्रित भंश फ़ोकस 
के लिए उपयुक्त ह्वोते हैं) 


(«) श्वनि-मात्रा के और स्वर के नियंत्रकों का उपयोग केसे किया जाए; 
(९) मसशीन को मभुकाया केसे जाए; 


(६०) मशीन की सहायता से ओर हस्तचालित उलट लपेट' से फिल्‍म को उलटकर 
..... कैसे लूपेटा जाए जा, क्‍ 
(११) प्रक्षेपी को बन्द कैसे किया जाएं ( ग्रक्षेपी लेम्प बुक्ता दें, प्रवर्धक स्विच भी 


हि 


. बन्द कर दें ओर आवाज़ बन्द होते ही मात्रा-नियंत्रक को “”” पर ले आएँ। 
फिर दो-तीन मिनट प्रतिक्षा करने के बाद मोटर बन्द कर दें) द 
(१२) व्यूब, प्रक्षेपी लेम्प और ध्वनि-निर्देशक लेम्प को केसे बदला जाए; ओर 


(१३) प्रक्षेपी, स्पीकर और पर्द को समेटकर केसे बाँधा जाए। 
१६ मि० मी० प्रक्षेपियों की रीले 


सामान्यतः फिल्म की रीलें ४००फ्रूट, <००फ़ुट और १२००फ्रुट छम्बी होती हैं। 
अधिकाँश १६ मि० मी० ग्रक्षेपियों में इन सभी रीलों का उपयोग किया जा सकता है। 
४००फ़ट लम्बी ध्वनि-रीछ लगभग १० मिनट चलती हैं। इतनी ही लम्बी मूक रील के 
प्रक्षेपण. में लगभग १७ मिनिट छगते हैं । । 


१६ मि० मी० प्क्षेपियों के छिए प्रकाश-साधन 


१६ मि० मी० फिल्मों के अक्षेपण के लिए दो प्रकार के लेम्पों का उपयोग किया... 


जा सकता है। बिजली के सामान्य बल्बों का और व्यवसायिक सिनेमा में प्रयुक्त कार्बन 


आक लेम्प का। अधिकांश १६ मि० मी० प्रक्षेपियों में सामान्य बिजली के बल्बों का उपयोग... 
.. किया जाता है। कक्षाओं में उपयोग के छिए ७०० वाट का बल्ब पर्याप्त होगा । किसी बहुत. क्‍ 


.. बड़े दशंक-कक्ष में १००० वाट के बत्ब का प्रयोग किया जा सकता है बरतें कि इस 
.. अधिक शक्ति वाले बत्ब की गर्मी को ग्रक्षेपी बर्दाइत कर सके। हे द 


. इसमें सन्देह नहीं कि आक लम्प वाछा ग्क्षेपी पर्दे पर अधिक स्पष्ट छाया प्रस्तुत. 


करता हैं। किन्तु वह खर्चीरा होता है। रे : उसमें यांत्रिक परेशानी होती है, और उसका ह रु । 


संचालन जटिल होता है। कक्षाओं में प्रयोग के लिए यह ठीक नहीं होता। किसी बड़े 
दशक-कक्ष के अचल संस्थापनों के लिए ही वह उपयुक्त होता है। 


 अक्षेपियों का चुनाव 


क 

प्रक्षेषे का चयन करते समय नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: 

(१) प्रक्षेपी मज़बूत हो, किन्तु बहुत भारी न ह्ो। 

(२) अ्क्षेपण-लेम्प और घ्वनि-लेम्प को आसानी से बदलछा जा सके। 

(३) अश्रक्षेपी में उसे भाकाने की व्यवस्था हो। 

(४) प्रक्षेपी में ध्वनिवर्धक युक्ति हो ताकि ग्रामोफ़ोन या टेप-रेकार्डर का उपयोग 
किया जा सके। द 

(०) स्थिर प्रक्षेपण की भी व्यवस्था उसमें हो। 

(६) फिल्‍म को उल्टा लपेटने की युक्ति उसमें हो। 


फिल्मों को मरम्मत 


सामान्यतः फिल्में अच्छी हालत में ही जाती हैं। फिरभी, ऐसे मोक्के आ सकते 


०६ 


हक 


बहुत ही सरल है बहरतें कि जोड़नेवाला उपकरण (यह उपकरण सस्ता है, रूगभग ५० रुपए 


मूल्य का) और फिल्‍मी सीमेण्ट की एक बोतल उपलब्ध हो। फिल्‍मी सीमेण्ट किसी 


विद्वसनीय दूकान से खरीदनी चाहिए। विषय से संबंधित किसी अच्छी पुस्तिका में जोड़नेवाले | 
उपकरण की प्रयोग-विधि देखी जा सकती है। ह 


. 


प्रक्षेपियों की सँमाल 


अक्षेपियों की सँसाल के सम्बन्ध में विज्वसनीय पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। अ्क्षेपियों शक 
... को ठीक-ठीक रखने के इच्छुक सभी लोगों को इन पुस्तिकाओं का अध्ययन सावधानी से... 
. करना चाहिए। फिरभी, कुछ बातों का यहाँ उल्लेख करना उपयुक्त होगा 


हैं जब किसी क्षतिग्रस्त या टूटी हुईं फिल्‍म की मरम्मत करनी पड़े। मरम्मत की अक्रिया 





डवासनलद- 9 फपपकरल्‍पकए >> की फपप 


न 


स्पिन धलकरपडइ- पे फीस कया: 


शी न 





छः 


३३४ * 


(9) यदि अ्रक्षेपी से लगातार ठीक-ठीक काम छेता हो तो उसे हर समय साफ़ 
रखना चाहिए। प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरंत ही या तो उसके खोल में रख देना 
चाहिए या द ढकेकर रखना चाहिए। प्रत्येक प्रद्शन के पहले सभी प्रकाशीय प्रह्ठतल लेस-टिशू 
से हलके हाथों साफ़ कर देना चाहिए। फिल्म-पथ के पायस-कर्णों (इमल्शन पाटिकिल्स) को 
काठ की या धातु से नरम अन्य किसी चीज़ की बनी खुरचनी से साफ़ कर 


देना चाहिए। 


(२) ग्रक्षेपी में आवश्यकता से अधिक तेल कभी न देना चाहिए। निर्माता द्वारा 
जेसा निर्देश हो उसी के अनुसार तेल देना चाहिए। निर्माता द्वारा दी गई नियम-पुस्तिका 
में ओऑंगने का चार्ट रहता है। उसे सावधानी से पढ़ना चाहिए और उसमें दिए गए 
अनुदेशों का पालन करना चाहिए। पे 


(३) पग्रक्षेपी से काम लेने में पूरी सावधानी बरतनी चांहिए। लापरवाही से काम 


लेने पर बढ़िया ग्रशक्षेपी भी यांत्रिक परेशानी पेदा करने लगते हैं । 
(४) मसशीन को बहुत अधिक मभकाने या मोड़ने के बदले पर्याप्त ऊँचे प्रक्षेपण स्टेण्ड 
का उपयोग करना चाहिए। 


(७) मशीन के लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी बना देना ज़्यादा भच्छा 
रइता है। जिन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त न हो ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाने से अश्षेपी 
बहुधा क्षतिग्रस्त होते हैं। 


(६) अतिरिक्त बत्ब, ध्वनि-लेम्प, ट्यूब, और पढटे अपने पास रखना बुद्धिमानी 
होगी। जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण न मिला हो ऐसे व्यक्ति भी उन्हें आसानी से बदर 
सकते हैं । द 


(७) बिजली के शक्ति-तार और घ्वनि-तार इस ढंग से रखने चाहिए कि कोई उन 


पर पर न रख दे। जब काम न हो, इन तारों को सफ़ाई के साथ लपेटकर रखना 


री 


चाहिए 


(८) ठीक काम देते रहने पर भी प्रतिवर्ष एक बार किसी विश्वसनीय फ़र्म से अक्षेपी 
की सफ़ाई आदि करा लेनी चाहिए। 


क्र 





फिल्मों की सेमाल 





फिल्‍मों को सावधानी से साफ़ हाथों से किनारों से ही पकड़ना चाहिए ' 
उन्हें फ़रँ पर घिसटने देना बहुत बुरी बात है। आवश्यक मरम्मत के लिए समय-समय रा क्‍ | 
पर फिल्‍मों की जाँच करते रहना चाहिए। गन्दी हो जाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड.... ल्‍ 
से तर कपड़े की पता के बीच से निकाछते हुए फिल्मों को साफ़ करे छेनॉ... 
चाहिए। फिल्मों का संग्रह ऐसे कमरे में रखना चाहिए जिसका तापमान ६५“; न क्‍ ०, 


फ़ैरनहीट से अधिक न हो। 58 ३5 जो जप फल का कक 














काँच का उभारदार पर्दा। (सामाजिक 0 
शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्र, बेलूर 
मठ के सौजन्य से) 























के ५ 
क्‍ पद क्‍ 
.. कक्षा में और बाहर प्रदर्शन के लिए उभारदार परें (मेट-स्कीन) की अपेक्षा धूमिल........ः । 
० ......_€पर्दा (बीडेड-स्क्रीन) अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि उससे सभी दशकों को चित्र पर एक-सा प्रकाश हे हा 6 
| .. दिखाई देता है। धूमिल पर्दे की अपेक्षा केवल उस स्थान पर उभारदार पर्दा अधिक... कम 
द प्रकाशवान रहता है जो परदे के केन्द्र से प्रक्षेपे तक जानेवा्दी रेखा के आसपास 
.. होता है। ० की क्‍ 








पर्द का आकार इतना बड़ा द्ोना चाहिए कि सबसे पीछे की पंक्ति में बंठे - हुए 
. छोग फिल्‍म के शीषेक का छोटे से छोटा टाइप पढ़ सके। साधारणतः पर्दे की चौड़ाई-पर्द 


क्‍ से अंतीम पंक्ति तक की दूरी का -> होनी चाहिए। यदि पर्दा इस अनुपात से बड़ा हो 


तो कोई हानि नहीं है। सामने की पहली पंक्ति ओर पर्द के बीच की दूरी की 
_ चौड़ाई" के दुगुने से कम ने होनी चाहिए। 


5 ऋड०ीत 5 











रेडियो प्रसारण 


रेडियो-संचार के आविष्कार का श्रेय अनेक मेथावी व्यक्तियों को है, यद्यपि प्रामाणिक 
रूप से मार्कोनी को ही इसका आविष्कारक माना जाता है। मार्कोनी ने पहिले-पहिल 
सन्‌ १८९५ में थोड़ी दूर तक रेडियो-संकेत श्रसारित किए थे। बाद में अतलांतक के पार 


संकेत प्रसारित करने में उसे सफलता मिली थी। अमरीकी लोगों का दावा है कि उनके 


वैज्ञानिक इससे पहले ही मानव-स्वरों का असारण और संग्रहण कर चुके थे। इस सन्दर्भ में 


स्टबलफ्रील्ड का नाम लिया जाता है जो हेलो रेनी! शब्दों का प्रसारण करने 


में हुए थे। 


. कुछ अक्षमताओं के होते हुए भी, रेडियो शिक्षण का एक शक्तिशाली साधन हें । 


टेलीविज़न द्वारा अपदस्थ होना तो दूर रेडियो का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। 
पश्चिम की प्रायः समी विक्षा-संस्थाओं में शिक्षा के सभी स्तरों पर नियमित रूप से... 
रेडियो का उपयोग किया जाता हे। किन्तु खेद की बात है कि भारत में ऐसे स्कूलों... 
की संख्या अत्यन्त कम है जिनमें रेडियो का उपयोग कक्षाओं में किया जाता हो। फिरभी, 


.. आकाशवाणी के प्रायः सभी केन्द्रों से स्कूलों के लिए नियमित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते 


हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत देश में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के विकास की 





>> श४१ 








्् 


े 


योजनाभों में एक प्रस्ताव यह भी था कि देश के सभी हाई स्कूलों, उनच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों में रेडियो-सेट लगाए जाए। 


रेडियो-पाठों के विभेद 


सामान्यतः रेडियो-पाठ दो अकार के होते हैं द 
(१) ज्ञानवधेन-पाठ 


(३) अत्यक्ष शिक्षण-पाठ 


पहले प्रकार के पाठों में उन प्रसारणों को शामिल किया जा सकता है जिनका 
पाठ यचर्या के विशिष्ट प्रकरणों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, तथापि इन प्रकरणों की पूछ्- 
पीठिका के रूप सें उनसे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर 
की यात्रा से सम्बन्धित किसी वार्ता को कश्मीर के विषय से भूगोल का पाठ नहीं 
माना जा सकता, तथापि ऐसी वार्ता भूगोल के पाठ की उपयोगी भूमिका हो 


सकती है। 


संसार के प्रायः प्रत्येक असारण-केन्द्र से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। जिनका 
स्कूलों की पाठ्यचर्या से प्रत्यक्ष संबंध होता हे। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम अत्यन्त 
उपयोगी होते हैं क्योंकि उनके लिए अध्ययन और तैयारी में पर्याप समय दिया जाता 
है। कक्षा में पढ़ानेवाले अध्यापकों को अध्ययन और तैयारी के लिए उतना समय नहीं 


मिल पाता। 
शिक्षा में रेडियो का योग 


शिक्षा के उद्देश्य की पूत्ति में रेडियो कई प्रकार से सहायक होता है: 
या .. (१) शिक्षा-संस्थाओं को रेडियो संगीत और नाटकों के ऐसे उत्कृष्ट कार्यक्रम सुूम 
कु होते हैं जो स्कूलों में सामान्यतः नहीं सुने जाते। 


(२) नाटकीकरण द्वारा रेडियो बच्चों की अभिरुचि और कल्पनाशीलता को जगाता 
हैं। इस तरह. इतिहास, भूगोल, प्रकृति-निरीक्षण, विज्ञान, साहित्य तथा अन्य विषयों के 


हे शडर२त 


प्रकरण उन्हें सरलता से हृदयंगम हो जाते हैं। ऐसा अन्य किसी सी साथन से सम्भव 
नहीं हे। अनेक शिक्षाविद्‌ टेलीविजन की अपेक्षा रेडियो को अधिक पसन्द करते हैं। रेडियो 


मानव-स्वर और आवाज़ों को प्रस्तुत करके घटना के मानस-चित्र की कल्पना का कास 
सुननेवाले बच्चों पर ही छोड़ देता है। इस तरह वह बच्चों की कव्पनाशक्ति को तीत्र करता हैं। 


(३) जो अद्यतन सूचनाएँ ओर समाचार रेडियो से मिलते हैं उन्हें अन्य> किसी 
साधन से कक्ष में उपलब्ध कर पाना सम्भव नहीं है। 


(४) अध्यापकों की सहायता के लिए रेडियो विविध विषयों के विशेषज्ञों को कक्षा में 
प्रस्रुत कर सकता है और करता है। अध्यापकों से यह आशा नहीं की जाती कि उन्हें 
प्रत्येक विषय का विशिष्ट ज्ञान होगा। 


(५) सम्बन्धित भाषा के नए दाच्दों आधुनिक वाक्यांशों, मुद्दावरों और शुद्ध उच्चारण 
को सीखने में भाषाओं के रेडियो-कार्यक्रम अध्यापकों ओर विद्याथियों दोनों की सहायता 


करते 


(६) रेडियो की सहायता से कक्षा में रोचक विविधता उपलब्ध होती है। बच्चे 
रेडियो सुनना बहुत पसन्द करते हैं और अन्य व्यक्तियों की नवीनता और उपागम के नए 
ढंग का आनन्द छेते हैं। 


स्कूलों के प्रसारणों का उचित उपयोग 


यदि स्कूलों के प्रसारणों को कारगर बनाना हैं तो अध्यापक को उनके उपयोग 
को एक उपयुक्त योजना बनानी चाहिए। यह प्रक्रिया उन मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार 
ही सम्पन्न होती है जो सभी दश्य-श्रव्य साथनों पर लागू होते हैं: चयन, तैयारी, प्रस्तुती- 
करण और अजुबर्ती कार्य । 


चयन 


रेडियो कार्यक्रम का चयन करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए' कि उसे 


. कक्षा के कार्य के साथ किस तरह संबद्ध किया जाय। इसका यह अर्थ नहीं है कि 
समाचार-प्रसारणों का, कक्षा में पढ़ाए जानेवाले प्रकरणों की भूमिका प्रस्तुत करनेवाले: 


असारणों का अथवा महत्त्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित कार्यक्रमों का उपयोग नहीं किया जाएगा। 


. बरघ्३ 








यह सही हे कि फिल्‍म को पहले देखा जा सकता है पर रेडियो-कार्यक्रम को पहले से 
सुना नहीं जा सकता; तथापि अ्रसारण-केन्‍्द्रों द्वारा बाँटी जानेवाली. स्कूलों के प्रसारण से 
संबंधित सचिन्र पुस्तिकाओं से किसी भी सम्बन्धित प्रसारण की विषयवस्तु का अनुमान 
. छगाया जा सकता है। 


छा हर 
तेयारी 


.... अत्येक असारण के लिए तेयारी होनी द चाहिए। यद्यपि कक्षा. के अध्यापक को पाठ द 
अस्तुत नहीं करना पड़ता, फिरभी पाठ की. विषयवस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ताकि 
वह प्रसारण का पूरा-पूरा उपयोग कर सके। स्कूलों के ग्सारणों के सम्बन्ध में 
प्रसारण-केन्द्रों द्वारा महीनों पहले सचित्र पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। 
अध्यापक को सतक्कतापूर्वक इनका अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि भावी कार्यक्रम के संबंध 
में विद्याथियों की उत्सुकता जाग्रत की जा सके। यदि बच्चों की उत्सुकता और जिज्ञासा 
जाग्रत न की गई तो शायद कार्यक्रम को भलीभाँति सुना ही न जाय। 


अस्तुतीकरण 


किसी प्रसारण का अधिकतस लाभ उपलब्ध न होने का कारण हे अपरयाप्त संग्रहण 

(रिसेप्शन) | स्कूलों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संग्राही-सेट उत्तम कोटी का हे 
हो और ठीक काम करें। रेडियो इतना शक्तिशाली हो कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी 

कार्यक्रम को साफ़-साफ़ सुन सके। रेडियो सेट की जाँच असारण से ठीक पहले करने के. 
बदले कम-से-कम एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी त्रटि को सुधारने 

के लिए पर्यापं समय मिल सके। नियमित रूप से सफ़ाई/मरम्मत कराते रहने से संग्रहण 

क्रे स्तर में काफ़ी सुधार हो जाता है। विश्वसनीय घड़ी के अनुसार ठीक समय पर 

. रेडियो चालू करना चाहिए। श्रसारण प्रारम्भ होने से पहले ही 'वनि-स्तर ठीक कर लेना. 
..._याहिए। संग्राही-सेट को कक्षा में सामने रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी ध्वनि के ल्लोत के देख सके। 
सेट को सिर की ऊचाई से नीचे नहीं रखना चाहिए। प्रसारण के दौरान अध्यापक 
द का कार्य भहत्त्वपूण होता है। उसे सतक रहना चाहिए और कार्यक्रम में अपनी अभिरुचि 
. दिखलानी चाहिए क्योंकि उसकी अशिश्वत्ति भी अ्रसारण के लिए. .एक महत्त्वपूर्ण दृश्य-साधन है । 

. असारण के समय टिप्पणियाँ लेने के संबंध में बच्चों को निरुत्साहित करना चाहिए। 

. लिखने में व्यस्त रहने पर बच्चे. प्रसारण की महत्त्वपूर्ण बातें सुनने-समझने से च्रक - सकते 


४ /+ शेड ढक 












हैं। अनुवर्ती काये, यदि स्मृति में जमी हुई बातों पर निर्भर न रहा तो, सफल 
नहीं होता | प्रसारण सुनते हुए अध्यापक टीपे ले सकता है किन्तु जब बच्चे सुन रहे 
हों तब उसे व्यामपट्ट पर कुछ न लिखना चाहिए। श्रसारण के समय पाठ्यपुस्तकों या हे थ 
एटलसों का उपयोग करने की अनुमति भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ऐसे स्थल हक 
निस्सन्देह होते हैं जहाँ अध्यापक एकाधथ दाब्द से बच्चों की तत्कारू सहायता कर ्् 


है ह ह ध्के ह । 


सकता है। 


| 





ईः 
॥ 
॥ 
|] 








लो मेमोरियल गल्‍स स्कूल, कलकत्ता के ये विद्यार्थों एकाग्न मन से एक रेडियो प्रसारण सुन रहे हैं। 
उनकी अध्यापिका भी उसी प्रकार रुचि ले रही है।. 


अनुवर्ती कार्य 


. अजुबर्ती कार्य स्कूलों के प्रसारण का महत्त्वपूर्ण अंग होता है। विषयन्के भजुसारं। ०. 
यह कार्य विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः प्रसारण की महत्त्वपूर्ण बातों पर... 
ज़ोर दिया जाता है और प्रसारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है। 

-कभी विद्याथियों को विषय से संबंधित पुस्तकें या चित्र देखने का सुझाव दिया 














जाता है। प्रयोग में आनेवाले नए शब्दों के लिए उन्हें कोश देखने को कहा जाता 
है। यदि कोई भौगोलिक सन्दर्भ हों तो उन्हें मानचित्र में दिखाया जाता है। यदि 
प्रसारण का उद्देश्य सूचनाएं देना हो, तो तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच भी आबषर्यक होती है। 
कुछ विषयों के सम्बन्ध में प्रसारण में सूनी गईं बातों को रंग पंसिल या खड़िया आदि 
से अभिव्यक्त करने के लिए छोटी कक्षा के विद्यार्थियों से कहा जा सकता हे। 


. रेडियो की अश्षमताएँ 
रेडियो की अपनी कुछ अक्षमताएँ हैं: 


(१) स्कूलों में पाठों के समय रेडियो प्रायः असुविधाजनक दोते हैं। परिचमी 
देशों में टेप-रेकाडंर कौ सहायता से इस समस्या को हल किया गया है। थदि हमारे 
देश की स्कूलों को असारणों के. टेप उपलब्ध हो सके और उन्हें सुनाने के लिए आवश्यक 
यंत्रों के लिए उन्हें उपयुक्त आथिक सहायता दी जा सके तो स्कूलों के उत्कृष्ट आकाशवाणी 


प्रसारणों का अत्यधिक उपयोग किया जा सकेगा। 


... (२) रेडियो-पाठ की विकास-अक्रिया पर कक्षा के अध्यापक का नियंत्रण नहीं 
रहता । द 


(३) पाठ पढ़ाते समय कुछ विशिष्ट बातों व्याख्या करनी पड़ती हं। रेडियो-पाठ 
में प्रसारण समाप्त होने से पहले ऐसा नहीं किया जा सकता। 


(४) टेलीविज़न की माँति रेडियो भी एकपक्षीय संचार है। प्रसारक के साथ 
उन कक्षाओं का प्रत्यक्ष सम्पक नहीं रहता जिनमें प्रसारण सुना जाता है। 


रेडियो सेटों की सँभाल 


... हमारे देश के स्कूलों में रेडियों के उपयोग के बारे में एक बहुत बड़ी कठिनाई 
- यह है कि अध्यापकों को सामान्यतः इस उपकरण के सम्बन्ध में तनिक भी तकनीकी 
_ जानकारी नहीं रहती, ओर इसलिए छोटी-मोटी मरम्मत के लिए रेडियो-सेट स्थानीय 


6 


दूकानदार के यहाँ पड़ा रहता है। यदि राज्य का हृश्य-श्रव्य विभाग रेडियो-सेटों की 


 सेमाल के संबंध में अध्यापकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ यक्रमों की व्यवस्था कर दे .. 


तो यह समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। 


। 


« को ४६ न्‍ 








अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों से सम्बन्ध 





ा जिन हृश्य-श्रव्य साथनों की चर्चा की जा चुकी है प्रायः वे सभी रेडियो के साथ 
संबद्ध किए जा सकते हैं। स्यामपट्ट, विज्ञप्तिपष्ट, चार्ट, पोस्टर, मानचित्र, फिल्मपट्टियाँ 
तथा फिल्में अ्सारणों को अधिक साथंक और प्रमावकारी बनाया जा सकता है। 
ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों अथवा संग्रहालयों को देख लेने पर प्रसारण अधिक लैसदायी 


हो सकते हैं। 


ओोफ़ेतर किंडर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ऑडियो-विज़ुअल मैटीरियत्स ऐण्ड टेकनीवस! 
में अमरीका के एक हाइस्कूल में रेडियो प्रसारणों के सम्बन्ध में किए जानेवाले एक रोचक 
कार्य कलाप का वर्णन किया है। इस संस्था में बच्चों की एक समिति रेडियो और 
टेलीविज़न की सहायता से संसार का एक समाचार-चित्र अद्यतन स्थिति में पूरा कर रखती 


है। समिति की सदस्यता समय-समय पर बदलती रहती है ताकि अधिकाधिक बच्चे इस 
कार्ये में भाग ले सके। 














ः 
| 
| 


्‌ डे टेप-रेकाडर 


टेप-रेकाडेर सर्वाधिक मूल्यवान स्कूली उपकरणों में से है। सन्‌ १९०० में डेन्मार्क 
के पाल्सेन ने एक तार-रेकाडर का आविष्कार किया था। अमरीका ने इस यंत्र में कुछ 
सुधार किया, किन्तु कक्षाओं में उपयोग के लिए वह उपयुक्त सिद्ध न हो सका। दूसरे 
विद्ययुद्ध के दौरान जर्मनी में एक सुंदर और उपयोग में सरक टेप-रेकार्डर तैयार किया 
गया। यह अति शीघ्र लोकप्रिय हो गया। आज समूचे संसार की रिक्षा-संस्थाओं, 
.._ सामाजिक केन्द्रों और रेडियो तथा टेलीविजन कक्षों में टेप-रेकाडरों का उपयोग किया 
. जा रहा है । 


..... बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ठेप-रेकार्डरों के मूल्यों में बहुत अन्तर है। 
. अधिक मूल्यपाले रेकार्डर हमारी स्कूलों की पहुँच के बाहर हैं। किन्तु कम खचेवाले ऐसे 


. यंत्र भी हैं जो संचालन में सरल और ध्वनि-पुनरुत्पादन में उत्तम हैं। सस्ते सेटों का. 


... मूल्य १२०० रुपयों से अधिक नहीं है। टेप भी बहुत महँगे नहीं हैं। २२० फुट 
 छम्बी रीर का मूल्य लगभग १२ रुपए है।. 


रड्ट «७. 


..... एक मानक टेप-रेकाइर की सहायता से पूरे दो घण्टे तक रेकांड चछाया जा सकता 
. है। टेप का ध्वनि-लेख समिठाकर उसका उपयोग फिर से किया जा सकता हे। 
:. ध्वन्यालेखित टेप को जितनी बार चाहें, चालू कर सकते हैं। अपनी पुस्तक “ऑडियो- 
 विज़अल मेटीरियत्स' में विटिच जौर झुलर ने लिखा है कि टेप को एक रीकू को ३००० 
बार से भी अधिक उपयोग में लाया गया। उससें घिसने या ख़राब होने हे कोई 
लक्षण दिखाई नहीं दिए भोर न उसको ध्वनि-तद्रपता में कमी आई। काटकर और 
जोड़कर टेप का सम्पादन सी किया जा सकता है। टेफरेकाडेरों का व्यवसाय करनेवालीं 
किसी भी फ़म्म से विशिष्ट प्रकार के जोड़नेवाले टेप प्राप्त किए जा सकते हैं। 


टेप-रेकाडरों में सामान्यतः एकपथीय 'घन्‍्यालेखन' और द्विपथीय ध्वन्यालेखन-दोनों 


की ही व्यवस्था रहतो है। एक टेप पर दो ध्वन्यालेखनों की व्यवस्था से बचत होती 


है। द्विपधीय ध्वन्यालेखनों का सम्पादन  नहीं' किया जा सकता। टद्विपथीय 'न्‍्यालेखन 





आर० सी० ए० पुश-बटन टेप-रेकाडर 
( जेनरल रेडियो ऐण्ड ऐप़ाएँसेज प्रा० लि०, कलकत्ता के सौजन्य से ) 


७) न शा 


री थ 


केवल कक्षाओं में अभ्यासों के लिए किया जाता हें। टेप-रेकाडर के अधिकांश नमूने दो 


गतियों से संचालित किए जा सकते हैं--३ के इंच प्रति सेकण्ड और ७- _इंच प्रति 





| 
पर दि 
] 

पं । 
|] 

॥ 

|! 
री] 
| 
हि 
४ 
! 
0 


पहकएटरा व्रत प उसपर कपल पति 


रेड 








पशडपकरनबहपल०पकात का येल्टडलनपक उप बल्ग5लप <फधाता 7 उस 


हक के से वर उमा 


 सेकण्ड। ३ के इंच प्रति सेकण्ड की गति में द्विपपीय ध्वन्यालेखन का समय तो मिलता 
क्‍ १ ६, 
है, किन्तु ध्वन्यालेखन उतना सनन्‍्तोषप्रद नहीं होता जितना ७ २ ईँंच श्रति सेकण्ड की 


कप १ हे " | रू व | गें 
गति में होता है। इसलिए ७८ इंच की गति का उपयोग सभी महत्त्वपूर्ण ध्वन्यालेखन 
में किया. 
में किया जाना चाहिए। 


टेप दो प्रकार के होते हैं--छास्टिक के और काग्रज़ के। छास्टिक का टेप काणज़ 
के टेप की अपेक्षा कुछ अधिक खर्चीछा होता है, पर टिकाऊ उ््यादा होता है। छ्लास्टिक के 
टेप में आलेखन मिटाना अधिक आसान होता है। द 


'वन्‍्यालेखन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बात 


टेप-रेकाडंर की सहायता से रेकार्ड तेयार करना आसान होता हैं, किन्तु उपकरण 
का उपयोग ढंग से किया जाना चाहिए। यदि निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का 
ठीक-ठीक पालन न किया जाए तो अधिकतम मूल्यवाले उपकरण के उपयोग से भीख 
सनन्‍्तोषजनक परिणाम नहीं होगा। द रेकाड तेयार करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विशेष- 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं: द 


(१) टेप को यंत्र पर ढंग से चढ़ाएँ। 


(२) यदि टेफरेकार्ड दो गतियों से चलनेवाला हो, तो भलीभाँति देखें कि. 
गति-निर्धारक वांछित स्थिति में है। 


(२) वक्ता से माइक्रोफ़ोन की दूरी कितनी होनी चाहिए यह प्रयोग से जाना 
कं जा सकता है। द 


हलक. 


. (४) चिछाकर बोलने की ज़रूरत नहीं। स्वाभाविक वारत्तालाप के ढंग से 
 साफ़्-साफ़ बोलें। क्‍ 


. (०) आवाज़ या शोर न होने दें। 


(६) रेकार्ड तैयार करते समय कोई व्यवधान न हो इस विचार से कुछ अध्यापक 
. . रेका्ड तैयार करते समय दरवाज़े पर चेतावनी छगा देते हैं। 


“है रण० 4: 





आएं और फिर बन्द करनेवाली कुंजी घुमा दें या दबा दें। 


टेप-रेकाड बजानां 


ह ह व 
रेकांड बजाना बहुत आसान होता है। फिरभी नीचे लिखी बातों का ध्यान 


रखना चाहिए 
(१) टेप को यंत्र पर ढंग से चढ़ाएँ। 
(२) क्‍ गति-नियंत्रक को उसी गति पर रखें जिस पर ध्वन्यालेखन किया गया हो। 
(३) क्‍ मशीन चाल करे और ठीक गति पर आने तक कुछक्षण प्रतीक्षा करे । 


(४) रेकार्ड चालू करने के लिए कुंजी दबाएँ और ध्वनि को वांछित स्तर पर छाएँ॥ 


शैक्षणिक संस्थाओं में टेप-रेकाडर का उपयोग 


हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि टप-रेकार्डर शिक्षण का एक सहायक 
साधन मात्र हैं; वह अध्यापक का स्थान नहीं ले सकता। इसका उपयोग तब ही किया 


जाना चाहिए जब इसकी सहायता से बच्चे किसी बांत को अधिक अच्छी तरह समर 


सकते हों। 


कि, 


टेप-रेकाडर के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपयोगों में से एक यह है कि इसकी सहायता 
से बच्चों के बोलने के ढंग में सुधार किया जा सकता हैं। बहुधा कहा जाता हैं कि भारत के ग्रामीण द 
और दरुहरी क्षेत्रों की स्कूलों के विद्यार्थियों की बोली दोषपूर्ण हे। हमारी आवाज़ में क्‍ 
जो दोष दूसरों को साफ़ समर में आते हैं हमें स्वयं उनका आभास नहीं होता। ठेप- कक 
रेकाडर की सहायता से विद्यार्थी अपनी आवाज़ को स्वयं सुन पाते हैं और छसके दोष 
जानकर उन्हें दूर करने को सुविधा उन्हें श्राप्त हो जाती हैं। हंद्राबाद के सेंद्रक इन्स्टीव्यूट हे 
आफ़ इंग्लिश (केन्द्रीय अँगरेज़ी-संस्थान) में तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों. 


के प्रारम्भ ओर अन्त में विद्याथियों की बोली के नमूनों के रेकार्ड तैयार कराए जाते हैं। 


० २०१ 





(७) जेसे ही चन्यालेखन पूरा हो जाए, ध्वनि-नियंत्रण को तत्कारू शत््य पर छे 





चित्र से स्पष्ट है कि टेप-रेकार्डर बच्चों को अपनी आवाज के प्रति सचेत कर सकता है। 
( साउथ प्वाइंट स्कूल, कलकत्ता के सौजन्य से ) द 


हा ल्‍ गे 





...... सेंद्रल इन्स्टीट्यूड आफ़ इंग्लिश, हैदराबाद के एक 'द्युटोरिअल! में टेप-रेकाडिंग..“ 


हम गा  विकीन ह , किया जा रहा है। ४ + ४ न हे न 















! 
। 
। 






























क्‍ साउथ प्वाइंट स्कूल, कलकत्ता में एक विद्यार्थों छोटे से टेप-रेकार्डर की सहायता से... ररररः को 
। का अपनी आवाज को रेकाड करा रहा है। को व अर अर पर 0 
| क्‍ देश्य यह है कि संस्थान में अध्ययन के फलस्वरूप विद्याधियों की बोली. में जो खुघार ० 7 | 
' . .- हुए हों उनका पता छगे ओर दूसरों को बताया जा सक्रे। री हक 
। ! द विदेशी भाषाएं सीखने में रेकाडे का प्रयोग बहुत अधिक सहायक होता है। एडिनिबरा..... हलक 
विज्वविद्यालय के आधुनिक भाषा-विभाग में विद्याथियों को दो तरह के रेकार्ड दिए जाते 8 
. हैं: विदेशी भाषा के किसी पाठ्यांश. का रेकार्ड जो उन्होंने स्वय॑ पढ़ा हो और वही 





पाठ्यांश उस देश के शिक्षित व्यक्ति द्वारा किस तरह पढ़ा जाता है, उसका रेकार्ड , इन 
रेकार्डो से विद्यार्थी दोनों का अन्तर स्पष्ट समर ठेते हैं। एलाएँस फ़ेंकाए ने कलकत्ते में 


किक 


'ैगों को फ़ांसीसी भाषा को प्रारम्भिक शिक्षा शीघ्रता से देने के लिए आकषषक ढंग से 
कश्नाएँ चलाने को व्यवस्था की हे। इनमें टेप-रेकाडंर की सहायता छी जाती है। इन 


च् 


कक्षाओं में विद्याथियों की संझ्या सीमित होती है। कुछ समय तक कक्षाओं में अभ्यास 





... .>प है कोई, कलकत्ता के विद्यार्थी हश्य-श्रव्य प्रयोगज्ञाला की अपनी करैबिन में अपने... 
..... टेप-रेकाडरों पर काम कर रहे हैं । (फ्ांसीसी संस्कृति केन्द्र, कलकत्ता के सौजन्य से रे 


कर लेने पह विद्यार्थी अ्रयोगशाला भें जाते हैं। वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को एक अछग 
केबिन में बिठाया जाता है और उसे एक टंप-रेकाडर दिया जाता हे। उसमें वह सीखे 
डैए वाक्‍्यों को अपने आचार्य द्वारा उच्चारित होते सुनता है। फिर उन वाक्यों को स्वयं 


दोहराता हैं और टेप के शेषांश पर अपने उन्चारण को रेकार्ड करता हे। जब तक विद्यार्थी 



















वाक्‍्यों का उच्चारण आदश ढंग से नहीं कर पाता तब तक अपने प्रयासों के रेकाड ठेप पर 


से मिटाता जाता हैँ। वाक्यों के आदशे उच्चारण के साथ अपने उच्चारण की बार बार द 
क्‍ तुलना करके वह इस लक्ष्य को पूरा करता है। क्‍ हे 


। 











है ७ (४ ु 
उच्चारण के अम्यासाथ विशषरूप से दिए गए टेप-रेकाडर पर अध्यापक ५ 
के बाद एक बिद्यार्थों स्वयं एक पाठ का रेकाड तयार कर रहा है। 
रैक ( फ़ सीसी संस्कृति केन्द्र, कलकत्ता के सौजन्य से) 


संगीत सीखने के लिए भी रेकार्डर का उपयोग लामदायक हो सकता है। विद्यार्थी जा 
अपने गश्रयासों के रेकार्ड तेयार कर सकते हैं और फिर अध्यापक के साथ अपनी अब्रटियों. .....रः | 
पर विचार-विसश कर सकते हैं। विशेषज्ञ द्वारा गाए गए किसी गीत का रेका रख 
सकते हैं और उसी गीत के अपने गायन का रेकार्ड बना सकते हैं। फिर जब तक 














उनकी त्रुटियाँ दूर न हो जाएँ तब तक वे इन रेकार्डों का बराबर उपयोग कर सकते हैं।....  ः 
द टेप-रेकाडंर की सहायता से, रेडियो असारणों का चयन करके, एक पुस्तकालय सरतता से... ||: 
बनाया जा सकता है। 

| | क्‍ | की 0 कं 8 है जज 2 











ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्य की सफलता अधिकांशतः सामाजिक शिक्षा आयोजकों 
की वाक-शक्ति पर निभर रहती है। ठेप-रेकाडर की सहायता से उन्हें आम सभाओं में 
भाषण देने का अभ्यास कराया जा सकता है। सलछाइडों अथवा फिल्मपष्टियों के बारे में 
या गाँव के किसी अन्य मसले पर चर्चा करते समय यह अभ्यास सहायक होगा । 
अमरीका के मज़दूर संघ अपने भावी नेताओं को भाषण कला में प्रशिक्षित करने के लिए. 


टेप-रेकाडं: की सहायता. लेते हैं। सा हक 





टेप-रेकाड र सामाजिक कायकर्त्ताओं को 'वाकचेतन' बना सकते हैं। 
(सामाजिक शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्र, बलुर मठ के सौजन्य से ) 


विचार-गोष्टियों अथवा सम्मेलनों की प्रमुख वक्तताओं अथवा विचार-विमश के रेकार्ड 
तेयार करने में टेप-रेकांडंर का उपयोग सुविधापूवंक किया जा सकता है! जो लोग इन ॥' 
बेठकों में भाग न ले सके उनके लिए यह संब बाद में भी उपलब्ध हो संकता हे। 


जंसा कि पंहले कहा जा चुका हैं, रेडियो-पाठों के सम्बन्ध में स्कूलों के टाइम-टेबिल क्‍ 
की कठिनाइयों को टेप रेकार हल कर देता हैं। प्रसारण-केन्द्र के टाइम-टेबिल के साथ 
. स्कूल की समय-सारिणी का तालमेल बैठाने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। 
: रेकार्ड किए हुए रेडियो प्रसारण को आवश्यकतानुसार जब चाहें, सुना जा सकता है। 


"रण०६ « 











.  टेलीविज्ञन 


टेलीविज़न अथवा 'दूरदशन' का अर्थ हे--दूर से देखना। यदि दूरी बहुत अधिक 
न हुईं तो श्रसारणकेन्द्र से श्रवणकेन्द्र तक प्रसारणों को तार ( अथवा अब, कभी-कभी 
सूक्ष्मतरंगों ) द्वारा पहुँचाया जाता है। ऐसे टेलीविज़न को बन्द-परिपथ टेलीविज़न कहते 
हैं। असरीका में बन्दू-परिपथ प्रणाली शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 
उस देश में अब दो हज़ार से अधिक बन्द-परिपथ प्रतिष्ठान हैं। इनमें से कुछ प्रतिष्ठान 
इतने बड़े हैं कि एक समूचे ज़िले की आवश्यक्रता पूरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 
मेरीलेण्ड में समूचे जनपद के २५ स्कूलों में पढ़नेवाले १८,००० बच्चों को बन्द-परिपथ 


प्रणाली से शिक्षा दी जाती है। «. द या 


बन्द-परिपथ टेलीविजन लगभग एक व्यक्तिगत व्यवस्था हे। हमारे देश में लोग 
टेलीविज़न का अथ समभते हैँ--खुला-परिपथ अथवा प्रसारण-टेलीविज़न, जो सामान्य जनता 
के लिए मनोरंजन और सूचनाएँ प्रदान करता है और विद्याथियों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। प्रसारणकेन्द्र द्वारा वायु के माध्यम से संचारित टेलीविज्ञन संकेत 


०२७५७ 





ि 








को उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, जिसके पास टेलीविज्ञन हो, अहण कर 
सकता हे। 


.. आज से लरूगभग चालीस वर्ष पहले टेलीविज़न की बात सिद्धान्त मात्र थी जिसे 
प्रमाणिह करना शेष था। पहले पहल सन्‌ १९३६ में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने... 
जनता के लिए टेलीविजन उपलब्ध किया। उसके बाद संसार के अधिकांश विकसित देशों 

बहुत शीघ्रता से इसका प्रचलन हो गया। भारत, ईराक और थाईलण्ड जेसे विकासशील 
देशों में भी इसका चलन हाल ही में शुरू हुआ हैं। 


भारत में टटीविज्ञन 


फ़िलिप्स इण्डिया लिमिटेड के रजत जयन्ती-समारोह के अवसर पर सन्‌ १९७५० में 
पहले पहल बन्द-परिपथ टलीविज़न का प्रदशन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास भौर दिल्ली में 
किया गया था। इन प्रद्शनों में मिली अद्वितीय सफलता से प्रेरितं होकर इस कम्पनी 
ने उसी वर्ष के अन्त में भारतीय उद्योग मेला के अपने मण्डप से टेलीविज़न प्रसारणों . द 
का प्रदर्शन किया। सात मील अद्धंव्यास के क्षेत्र में ध्वनि और चित्र संचारित करने हा 
लिए १०० फ़ुट ऊँचा प्रसारणबुर्ज बनाया गया था। दिल्ली मेँ राष्ट्रति भवन, उपनराष्ट्रति 
प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निवास-स्थान, कुछ शिक्षा-संस्थाएं, होटल और क्लबों | 
में पेंतीस सेट लगाए गए थे । क्‍ 


. नियमित रूप से टेलीविजन का समारम्भ भारत में १५ सितम्बर सन्‌ १९७५९ से. 
हुआ, जब राष्ट्रपति ने आकाशवाणी द्वारा दिंहरी में स्थापित प्रथम प्रायोगिक टेलीविजन _ 
केन्द्र का उद्घाटन किया। तत्कालीन केन्द्रीय सूचना-प्रसार मंत्री डाक्टर बी० वी० केसकर 
द ने उस अवसर पर कहा था: “हमारे देश में सामूहिक संचार के विकास का यह चस्तुतः 
एक महत्त्वपूणं चरण है। भारतीय प्रसारण व्यवस्था के सवेतोमुखी ओर निरन्तर विकास की 
यह उपयुक्त परिणति है।---“““विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण प्रारम्भ में इस 
प्रायोगिक एकक को चालू करने का हमारा इरादा नहीं था; किन्तु पिछली ओद्योगिक 
प्रद्शीनी ( अर्थात्‌ सनू १९५७० के भारतीय उद्योग मेल ) के अवसर पर, फ़िलिप्स | 


ह २५०८ मि हु ड़ हे 





कम्पनी से एक टेलीविज़न कैमरा इसमें सस्ते दामों पर मिला 5 बाद में यूनेस्को 
से अजुदान मिला; अमरीकी सरकार ने साज-सामान उधार देकर हमारी सहायता ' 
करने का वचन दिया ओर इस प्रकार हम इस प्रायोगिक एकक को चार करने में समर्थ ्ः 
हुए हैं”। क्‍ 





























। 
हक 2, स्टूडियो के भोतर । द 23 ॥ 
विज्ञ़न के इस औपचारिक उद्घाटन के तुरंत बाद दिल्ली के समूचे संघ-शासित हि 
क्षेत्र में सामुदायिक शिक्षा के एक नए प्रयोग के सिलसिले में ६६ दूरद्शन-सेट छगाए....... 
जि क थे . और क्‍ प्रति शुक्रवार को सायंकाल साढ़े सात बजे आध घण्टे के प्रसारण. की | सा द 
... व्यवस्था की गई थी। असारणों की इस अखला में अन्य विषयों के साथ ये विषय... गे 
.. भी थे :--यातायात की समस्याएँ, समाज के स्वास्थ्य के खतरे (खाद्यपदाथो और _ओषधियों - 








' ... ... मोलों दर। हर 


में मिलावट), नगर भायोजन, ओर भद्ग पढ़ोसी के गुण। सामुदायिक शिक्षा के इस नए प्रयोग 


में आयोजित ६६ दूरदरशन-क्लबों _ के माध्यम से दशकों की टोलियों को विचार-विमर्श 
के लिए उत्साहित करने के लक्ष्य का भी ध्यान रखा गया था। इन कक्‍्लबों ने. अपने 


डे ; | डी 





विचार-विमशों की रिपोर्ट प्रसांणकेन्द्र को भेजी थीं. ताकि इस ग्रयोग का मूल्यांकन 
किया जा सके। प्रयोग के परिणामों का मूल्यांकन करने की इस प्रत्यक्ष पद्धति को अपनाने 
के सिवा इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का काम राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र तथा 


भारतीय प्रोढ़-शिक्षा संघ को भी सौंपा गया था। न * 


"क्र 


भारत में स्कूली टेलीविज़न का प्रारम्भ आकाशवाणी ने अक्तूबर सन्‌ १९६१ में . 
फ़ोड फ़ाउंडेशन तथा दिल्ली के शिक्षा-निदेशालह्य के सहयोग से किया था। कक्षा की 
पढ़ाई तथा. ठेलीविज़न-पाठों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करने कें लिए आकाशवाणी 
ने पहले अध्यापकों और प्रधानाचायोौं के लिए अनेक कर्मशालाओं की व्यवस्था की थी। 





बज 


_ आकाशवाणी के टेलीविजन स्टूडियों' में विज्ञान के एक पाठ का रेकार्ड तैयार क्रिया जा रहा है। 
ह ( आकाशवाणी के टेलीविजन एकक के सौजन्य से.) 


जिन विषयों पंर पाठ प्रस्तुत करने थे. उनकी पाठ्यचर्या की योजना इन कर्मशालाओं 
में ही तैयार की गई थी। १४५७ स्कूलों में टेलोविज़न-सेट लगाए गए थे और नवीं 














।़ 
५ 


कि 


कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार भौतिकी तथा रसायन शास्त्र सम्बन्धी पाठ 
पढ़ाए जाते थे। सप्ताह में एक बार हिन्दी और अगरेज़ी के पाठ होते थे। प्रत्येक 
पाठ लगभग २० मिनट चलता था। हिन्दी ओर अंगरेज़ी भाषाओं से संबंधित पाठों 
में .निर्धारित पाठयचर्या के बदके इन भाषाओं में बोलने का शभ्रशिक्षण प्रधानतः 
दिया जाता था। द द 


सन्‌ १९६२ के प्रारम्भ में इस योजना को बढ़ाकर दसबी कक्षा के लिए भी लागू 
कर दिया गया। इस कक्षा के विद्यारथियों को भौतिकी, रसायन-शास्त्र, अगरेज़ी ओर 
हिन्दी का प्रति संप्ताइ एक-एक पाठ पढ़ाया जाता था। नवी कक्षा के लिए भी अति. 
सप्ताह भोतिकी और रसायन-शास्त्र सम्बन्धी दो पाठ रखे गए। बाद में, देश की 
आपतकालीन स्थिति के कारण, अगरेज़ी भोर हिन्दी के पाठ बन्द करना पड़े और उनके 
स्थान पर सामयिक मामलों के विषय में एक विशिष्ट कार्यक्रम चाल किया गया जो 
सुख्यतः देश की सुरक्षा से सम्बन्धित होता था। द 


सन्‌ १९६३-६४ में ब्रिटिश कॉसिल के सहयोग से छुठी कक्षा के लिए प्रति सप्ताह 
अंगरेज़ी के दो पाठ आरंभ किए गए। ऐसा! यह सोचकर किया गया कि टेलीविज़न 
पर अंगरेज़ी के पाठ ऊंची कक्षाओं के बच्चों के बदले नीची कक्षाओं के बच्चों के लिए 
अधिक उपयोगी होंगे। भौतिकी और रसायन-शास्त्र सम्बन्धी पाठ पिछुछे वर्ष की साँति 
ही चाल रहे और सामयिक मामलों से संबंधित पाठों में परिवत्तन करके “'मारत-दर्शन 
सम्बन्धी प्रकरण उनमें शामिल कर लिए गए 


सन्‌ १९६४-६५ ह* में अंगरेज़ी के पाठ सातवीं कक्षा के लिए भी चाह कर दिए. 
गए और भौतिकी तथा रसायन-शास्त्र सम्बन्धी पाठ ग्यारहवी कक्षा के लिए। सामयिक 


.. मामलों से संबंधित कार्यक्रम के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पर एक कार्यक्रम-श्टंखछा चाल 
. की गई। द 


सन्‌ १९६०-६६ में इस योजना के अन्तर्गत बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया गया | 
.. और अगरेज़ी के पाठ आठवी' कक्षा के लिए भी चाल कर दिए गए। सामान्य विज्ञान 


« हरे६र 


न 

















सम्बन्धी पाठों की एक नई श्रखला सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए यह सममकर 
चाल की गई कि यदि मिडिल कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा की नींव मज़बूत कर दी 
जाए तो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रसारित किए जानेवाले विज्ञान सम्बन्धी पाठ 
अधिक सफल और सार्थक होंगे। सामयिक मामलों से संबंधित पा>नश्टंखला के स्थान 
पर आठवी' कक्षा के विद्याथियों के लिए उपयोगी सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी संकलित 
पाठ चालू किए गए। बाद्‌ में, देश में आपतकालीन स्थिति के कारण, इन पाठों को बन्द | 
कर देना पड़ा। रे क्‍ 


सन्‌ १९६६-६७ दोक्षिक वर्ष इस योजना के विस्तार की अपेक्षा उसके संघटन 
का वर्ष रहा है। पिछुले वर्ष के सभी कार्यक्रम चाल रखे गए हैं, केवल सामान्य-विज्ञान 
सम्बन्धी कार्यक्रम का किंचित्‌ विस्तार किया गया है और उसमें कुठी कक्षा के बच्चों को 
भी शामिल कर लिया गया है। अद्यतन सूचना के अजुसार दिल्ली के ९८७ स्कूलों में 
टेलीविज़न-सेट हैं । द 


शक 


दिल्ली की स्कूल-टेलीविज़न-योजना का सर्वांगीण मूल्यांकन सन्‌ १९६४-६० में सिटी 
यूनिवर्सिटी, न्‍्यूयाक॑ के डाक्टर पाल न्यूरांथ द्वारा किया गया था। उनके निष्कर्षों के 
निम्नलिखित उद्धरण? रोचक होंगे; 


(१) “दिल्ली की यह योजना सचमुच एक बहुत बड़ा अभियान है। पिछुले चार वर्षों 
में इसका पर्याप्त विस्तार किया गया हे और अब भी किया जा रहा है। यह विस्तार 
स्कूलों की संख्या में हुआ है और इसमें भाग लेनेवाले विद्या्थियों की संख्या में भी।”? 


(२) ०“विक्षा-प्रणाठी में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है किन्तु संभवतः प्रत्येक 
शिक्षक के शिक्षण-कार्य में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होगा।” 


(२) “अनेक ग्रधानाचार्य अपने स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण में रुचि ले रहे हैं।” 
(४) “समूची स्कूल-व्यवस्था में अध्यापकों के स्तर से ऊपर की, और और 
. निदेशालय के स्तर से नीचे की ओर, ऊध्वेगामी और अधोगामी-दोनों दिशाओं में, छोगों 


की वृत्तियों में एक परिवर्तन, एक जागरूकता का संचार हो रहा है।?. 


_२०। आकाशवाणी के सोजन्य से। 





कुछ महीने पहले यूनेस्कों के अधीन आधष्ट्रेलियन बआडकास्टिंग'ः कमीशन द्वारा 
“एजुकेइनल टी० वी० इन डेवलपिंग कंट्रीज” (विकासशील देशों में शेक्षणिक दूरदशंन) पर 
एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। भारतीय प्रयोग के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में निम्नलिखित 
मत- व्यक्त किया गया है: 


“वैदल्ली की इस योजना के प्रधान तत्त्व हैं: स्वागपूण भायोजन, सभी स्तरों पर हा 
सतकतापूण व्यवस्थित सहयोग और स्कूलों की पाद्यचर्या के साथ आद्यन्त समन्वय । 
आयोजना से लेकर मूल्यांकन तक सभी स्तरों पर अध्यापक पूरी तरह शामिल 
रहे हैं। अजुपूरक सामग्री कश्ाओं के अध्यापकों को व्यापकहूप से उपलब्ध की 
गई ृहैर!।” द 


टेलीविज़्न तथा अन्य शिक्षण-साधन 


टेलीविज़न भोर पुस्तकें--पुस्तकों को सभी लोग सरलता से पढ़ नहीं सकते | किन्तु 
चाहे कोई पढ़ सके या न पढ़ सके, टेलीविजन हर एक को साथक ढंग से अपना सन्देश 
सममाने में समर्थ होता है। फिरमी पुस्तकों की कुछु अपनी अच्छाइयाँ, कुक अपने लाभ . 
होते हैं जो टेलीविज़न में नहीं होते। पुस्तक संसार भर में प्रायः किसी भी स्थान पर 
प्रात की जा सकती हैं, किन्तु टेलीविजन सब जगह नहीं मिल सकता, यद्यपि उसका 
प्रचार तेज़ी से हो रहा है। यदि टेलीविजन सर्वत्र उपलब्ध भी हो जाए, तो भी दर्शकों 
को चयन की उतनी व्यापक सुविधा तो होगी ही नहीं जितनी पुस्तकों के पाठकों को 
रहती है। पाठकों को अपने अध्ययन क्षेत्र में अनेक पुस्तकों के चयन की सुविधा रहती 
है । फिर, “पुस्तक एक स्थायी वस्तु होती है जिसे सन्दर्भ के लिए देखा जा सकता है; 
सलीभाँति समझने के लिए उसे बार-बार पढ़ा जा सकता है, अथवा विद्यार्थी की स्मृति 
में जो कुछ धूमिल पड़ गया हो उसे ताज़ा करने के लिए उसे द फिर पढ़ा जा सकता 
है. मुद्रित सामग्री, चाहे कोई लेख हो या पुस्तक, अब भी ज्ञान, पाण्डित्य और 
अध्ययन का मूलाधघार है। तथ्यों और विचारों से संबंधित इमारे ज्ञान को विकसित 
करने के सिवा टेलीविजन और अधिक कुछ नहीं कर सकताररट 


३ सन 3क3333+->अयामाका ++नयअ-. 3. >०-3-ामपानन--.. 32७8 >> _---33++453>5क-फाकाक>- "७ 4 ०७-+३8+७पकान-नन+पा पा ७र.+-:3+++>वाक अमल फस्‍१क एसाकाम- नस... 4“-पाआान व का आकर"... धरदाकद>नननापनआ--रञघनन-कको सा. कक ७ वेतलक-कक-नन+नी+-गननाफ बे! पा्छामाध3->>रम 


१। आकाशवाणी के सौजन्य से। 
२२९। हेनरी आर० कंसिररय'टलीविजन टीचिग टुडे! 


"२६४७४ 


हे पु 


टेलीविज़न और रेडियो 


केसिरर १३ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एकबार कनाडा के कुछ ऐसे अध्यापकों 
जिन्होंने वाकू-प्रशिक्षण सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रमों तथा टेलीविज़न कार्यक्रमों की ”४खला 
का उपयोग किया था, दोनों माध्यमों के प्रभाव की तुलना करने के लिए कहा गया था। 
उनमें से ७२ प्रतिशत शिक्षकों ने टेलीविज़न के पक्ष में अपना मत दिया था, ४२३२० 


प्रतिशत की राय थी कि दोनों ही साध्यम समानरूप से प्रभावपूर्ण हैं, ओर «८ प्रतिशत 


टेलीविजन की अपेक्षा रेडियो को अधिक पसन्द किया था। 


टेलीविजन को अधिक प्रभावपूर्ण माननेवाले अध्यापकों के तीन प्रमुख तक थे : ठेलीविज़न में 
बच्चे अध्यापक के ओठों की गति ग्रत्यक्ष देख सकते हैं और इसलिए उसका अधिक सही अनुकरण कर 
सकते थे; टेलीविज़न के कार्यक्रम अधिक रोचक होते हैं, और अध्यापक के व्यक्तित्व का 
प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता हैं। रेडियो को अधिक 
सहायक माननेवाले अल्पमत का कहना था कि दृश्य तत्त्वों के अभाव में माषा और ध्वनि 
पर ध्यान अधिक केन्द्रित होता हे 


टेलीविज़न के पक्ष में अपना मत देनेवाले अध्यापकों ने अपने समथन में जो तके 
दिए थे वे निस्सन्देह सही हैं, किन्तु यह भी सही है कि शिक्षण के क्षेत्र में रेडियो का 
एक महदत्त्पपूण स्थान है। यह ठीक है कि मनमोहक टेलीविजन जब पहले-पहल सामने 


आया था तब ब्रिटेन या अमरीका की किसी संस्था ने शायद ही रेडियो-प्रसारणों का 


_ डपयोग करना पसन्द किया हो। किन्तु यह प्रवृत्ति बहुत जल्दी समाप्त हो गई और 
आज इन दोनों देशों में अध्यापक यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 


रेडियो तथा टेलीविज्ञन दोनों का अपना-अपना स्थान है, वर्षों तक दोनों का सह-अस्तित्त्व 
रहेगा ओऔर उनमें विकास होतां जाएगा। सामयिक घटनाओं के संवाद लाखों छोगों तक. 


क्‍ सबसे पहले पहुँचाने की क्षमता में कोई भी अन्य साधन रेडियो की समता नहीं कर 


सकता । उत्पादन और संग्रहण के सस्तेपन में भी अन्य कोई साधन रेडियो का मुछाबछा.. 
. नहीं कर सकता। संगीत, नाटक और वातएँ-ससी रेडियो-साध्यय के लिए नितांत . 


उपयुक्त होती हैं ओर टेलीविज़न की अपेक्षा अत्यधिक सरलता के साथ प्रस्तुत की जा द 
. सकती हैं। 


हेनरी आर० केसिरर- टेलीविजन टीचिंग टुडे 


क् 








टेलौविज़न और फिल्म 


.. अनेक विक्षाविदों का विश्वास है कि टेलीविज़न जो कुछ कर सकता है वह सब 
फिल्म द्वारा उतने ही या उससे भी अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये लोग 
टेलीविजन की अपेक्षा फिल्‍म में कुछ स्पष्ट लाभ भी बताते हैं। फिल्में प्रायः हर विषय 
पर और दिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। उन्हें पहले से देखा 

" जा सकता है, आवश्यकतानुसार पाठों के साथ उनका मेल बेठाया जा सकता है और 
जितनी बार ज़रूरी हो उतनी बार उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। टेलीविज़न के... 
कार्यक्रमों की अपेक्षा फिल्में प्रायः अधिक व्यापक और विवरणात्मक होती हैं और उनके 
चित्रों का स्तर सामान्यतः टेलीविज़न की तुलना में ऊँचा द्ोता है। 


टेलीविज़न के पक्षपाती और भी ज़ोरदार तक पेश करते हैं। पहला यह कि 
: डेलीविज्ञन का प्रयोग फिल्‍म की अपेक्षा अत्यधिक सुविधापूर्ण होता है। पर्दा नहीं लगाना 
पढ़ता, देखभाल कर फिल्‍म चढ़ाने का भंमट नहीं रहता, ध्वनि-परीक्षण नहीं करना पड़ता 
और कमरे में अँधेरा करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा तक यह कि फिल्‍म की अपेक्षा 
टेलीविज़न पर उत्पादन-ब्यय कम होता है। आवश्यक. उपकरण छगा देने के बाद टेलीविज़न 
पर उत्पादन-व्यय अधिक नहीं पढ़ता। और फिल्मों के वितरण जेसा भांरी खर्च टेलीविज़न 
पर नहीं करना पड़ता। तीसरा तक यह कि फिल्मों के निर्माण में पर्याध समय लग 
जाता है इसलिए, विशेषकर विज्ञान सम्बन्धी फिल्में--वितरण के लिए पुस्तकालयों तक 
पहुँचते-पहुँचते समय से पीछे पड़ जाती हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में 
कुछ ही दिनों का समय लगता है, इसलिए सहस्रों संग्राही संस्थाओं को अद्यतन जानकारी 
इनसे तुरंत उपलब्ध हो जाती है। फिल्‍म की अपेक्षा टेलीविज़न .में एक और विशेष 
काम होता है। टेलीविजन में उत्पादन और उपयोग दोनों प्रायः साथ-साथ चलते हैं, 
किन्तु फिल्‍म की ये दोनों अवस्थाएँ बिल्युल भिन्न होती हैं। यदि फिल्म में कोई भूल 
हो जाय तो वह तब तक बनी रहेगी जब तक फिल्म रहेगी किन्तु टेलीविज़न के कार्यक्रमों 
के संगआाही-केन्द्रों से प्राप्त होनेवाली मूल्यांकन रिपोर्टो के आधार पर टेलीविज़न कार्यक्रमों 
जाँच प्रतिदिन होती है और भूले सुधार की द जाती हैं। द रा 


टेलीविज़न के पक्ष में ऊपर दिए गए तर्कों' से क्‍या हमें यह मान लेना चाहिए 
कि टेलीविजन शिक्षा का अधिक मूत्यवान व उपयोगी साधन है? क्या हमें यह भी 


# २६६० ः ; हर 


मान लेना चाहिए कि टेलीविजन का प्रचार बढ़ने पर धीरे-धीरे फिल्मों का उपयोग कम 


होता जाएगा ? उत्तर निश्चित ही नकारात्मक है, क्‍योंकि टेलीविज़न के प्रयोग से शिक्षा के 


क्षेत्र में फिल्‍मों के उपयोग में तनिक सी कमी नहीं आई। इसके विपरीत, टेलीविज़न 
के प्रचार से फिल्‍मों के उपयोग में बृद्धि हुईं है। टेलीविज़न में फिल्‍मों के कुछ अंशों 
का उपयोग प्रायः किया जाता है और इन अंशों को देखने से समूची फिल्‍मों को देखने 
की इच्छा स्वभावतः उत्पन्न होती है। यद्यपि टेलीविज़न तथा फिल्म-दोनों की अपनी-अपनी 


कुछ सीमाएँ हैं, फिरमी इन दोनों का शिक्षा के क्षेत्र, में अत्यन्त महत्त्वपृण स्थान रहेगा। 


ये दोनों माध्यम एक-दूसरे के पूरक माने जाने चाहिए, प्रतिस्पर्दी नहीं। 


टेलीविज्ञन : शिक्षा-साधन के रूप में 


टेलीविज़न का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह “जीवंत'ः होता है, अर्थात्‌ वह 


किसी भी बात को स्वथा विकार-मुक्त रूप में उसी क्षण पढें पर प्रस्तुत करता है जब 


वह घटित होती है। बच्चे उसे बड़ी रुचि के साथ ध्यानपूर्वक देखते हैं। वे जानते हैं 
कि जो कुछ वे देख रहे हैं वह सब सचमुच उसी क्षण घटित हो रहा हैं। 


अधिकांशतः “जीवंत'ः होने के कारण टलोविज्ञन अत्यधिक यथाथे होता है। बच्चों 


को इसके प्रतिबिम्बों की यथार्थता पर सहज विश्वास द्वो जाता है। प्रतिबिम्ब की यथार्थता 
पर यह _विद्वास शिक्षण को प्रमावित करता है । टेलीविजन में दिखनेवाले प्रतिबिम्बों की 
_ यथाथता मेँ बच्चों के सहज विश्वास के बारे में केसिरर ने अपनी पुस्तक टेलीविजन 
 टीचिंग हुडे! में एक बढ़ा रोचक उदाइरण दिया है। फ़ांस के एक हाईस्कूल में बच्चों को 
रसायन-शास्त्र का एक पाठ पढ़ाया जा रहा था। अध्यापक ने टेलीविजन पर जब एक: 


प्रयोग प्रदर्शित किया और उस प्रयोग के दौरान जब सी-्सी की आवाज़ के साथ घुआँ 
निकलने लगा तो बच्चों ने खासना" झुरू कर दिया। बाद में जब बच्चों ने यह अनुभव 


किया कि पद पर दिखाई देनेवाले घुए को उन्होंने कक्षा में फेल रह्दा सच्चा घुआ मान 


लिया था तो -वे मुस्कराने लगे। 


4५ 





. टेलीविज्ञन योग्यतम शिक्षकों को देश की सम्पूर्ण शिक्षा संस्थाओं तक पहुँचा देता 
है और इस प्रकार शिक्षा के स्तर को ऊँचे उठाता है। फिल्में और रेडियो मी. 


०8२६७ 








. विशेषज्ञों को कक्षाओं तक पहुँचा सकते हैं, किन्तु टेलीविज़न में देखा गया प्रतिबिम्ब हु 
अन्य किसी भी साथन की अपेक्षा विद्याथियों को अधिक आकर्षक और रोचक छगता है। 


क् 


टेलीविजन का एक और अद्वितीय छाभ यह है कि इसमें मानचित्र, भूगोलक, 
मॉडेल, _ फ़ोटोचित्र, फिल्में, फिल्मपष्टियाँ, इ्यामपट्ट, फ्लेनेल पट्-आदि विविध प्रकार की 
. हृ्य-श्रव्य सामग्री का. उपयोग कियो जा सकता है ताकि शिक्षण में सहायता मिले। 
कक्षा में पढ़ानेवाले अध्यापक के लिए इतनी विविध सामग्री और साधन उपलब्ध करके 
क्‍ . उसका उपयोग करना असम्भव ही होता है। का द 


.. टेलीविज़न की सबसे प्रमुख असुविधा यह है कि टेलीविजन के माध्यम से 
 पढ़ानेवाले अध्यापक का उन कक्षाओं के साथ कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं. होता जो उसके 
अध्यापन को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार टंलीविज़न एकपक्षीय संवाद मात्र रह जाता 
है। बच्चे इस. अध्यापक से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह अध्यापक अपने 
आपको आख़स्त नहीं कर सकता कि वह सचमुच बच्चों की सहायता कर रहा 
है। कुछ कायक्रमों में . 'विद्याथियों और अध्यापक के बीच अ्श्नोत्तर की जो व्यवस्था 
की जाती है उससे भी विशेष सहायता नहीं मिलती क्योंकि कार्यक्रम में ” रखेजानेवाले ग 
प्रत्याशित प्रश्नों में वे सारे प्रश्न नहीं रखें जा सकते जो बच्चे पूछ सकते हैं। इससे अच्छी 
एक्र थुक्ति है, किन्तु वह केवल .बन्दन्परिपथ-प्तिष्ठानों में ही कारगर हो सकती है। 
बन्द-परिपथ-व्यवस्था में ऐसी युक्तियाँ होती . हैं जिनकी सहायता. से प्रसारण-केन्द्र में बेठा 
टलीविज़न . अध्यापक. किसी भी संग्राही कक्षा से सम्पक स्थापित कर सकता है ताकि वह 
विद्याथियों के प्रश्नों- के उत्तर दे सके। ये प्रश्न और उत्तर टेलीविज़न के परिपथ में आनेवाली 
सभी कक्षाओं में सुनाई देते हैं। युक्ति बिल्कुल ठीक मालूम होती है, किन्तु, व्यवहार 
में कारगर नहीं होती, क्योंकि स्टूडियो का सम्बन्ध किसी एक ही कक्षा से ही. नहीं रहता । 
ऐसीः स्थिति में समस्या का समाधान यह है कि कक्षा का अध्यापक टेलीविज़न कार्यक्रम के. 
समाप्त होते. ही बच्चों को उन बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने .के लिए उत्साहित करे 


जिन्हें वे समझ न पाए हों। बस्तुतः टेलीविजन के किसी भी कार्यक्र की सफलता 


. इस बात, पर निर्भर है कि कक्षा का अध्यापक उसका उपयोग किस तरह करता है। 
 हैगरस्टॉउन १४ के अधीक्षक ने बित्कुछ ठीक कहा है: “यह कह सकना असम्भव है कि. 
_ ट्ोलीविज़न-अध्यापक. अधिक महत्त्वपूर्ण होता है या कक्षा का अध्यापक 


..... ४४।. अमरीका का एक्र नगर जो बन्द-परिपथ-प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। 


£. २६६ - 














कार्यक्रमों का उपयोग 


कक्षा में अन्यू किसी भी द्झ्य-श्रव्य साधन की अपेक्षा टेलीविजन का उपयोग 

करने के लिए सोचसममकर और सतकंतापूर्वक बनाई |गई योजना आवश्यक होती है। 

तथापि, इसके उपयोग के अक्रमः उनसे सिन्न नहीं होते जो फिल्मों, रेडियो प्रसारणों ल्‍ 

.. अथवा अन्य हह्य-श्रव्य साधनों के उपयोग में आवश्यक होते हैं, अर्थात्‌ चयन» तैयारी, व हा 
| द 

प्रत्तुतीकरण, और अचजुवर्ती कार्यक्रम । | द द 





चयन--यञ्यपि कक्षाओं के उपयोग के लिए टेलीविज़न-कार्यक्रम विशेष टोलियों या वो... का 
के लिए निर्धारित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अत्यन्त सावधानी से तैयार किए 
जाते हैं, फिरसी यह आवश्यक है कि अध्यापक कक्षा के नियमित काये के साथ टेलीविज़न 











७ 2 पे कर ७ (३ ० ७ न र्‌ 7० ।6 
हु के कार्यक्रम का मेल बेठाने के संबंध में आख़स्त हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि | 





टेलीविजन में रानी एलिजावेथ का दिल्ली आगमन सामान्यतः हा कक 3 











। 6 पक ३. 2 शैक्षणिक महत्ववाले कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए शिक्षा-संस्थाओं पा हु हज पाए 2 3 हे । क्‍ पा 
20 अोफिडर :. को विशष प्रतरन्ध करना चाहिए।. मं हा 5 

हा सामान्य शेक्षिक महत्व के कोई कार्यक्रम (जैसे ठेश में किसी महापुरुष का आगमनो । 
ह कक्षा के उपयोग में नहीं छाए जायेंगे। यदि स्कूल के समय में ऐसे कार्यक्रम नहीं होते तो 


उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। असुविधाजनक समयों पर होनेवाले कार्यक्रमों 
का उपयोग करने की समस्या ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य परिचमी देशों में किनेस्कोप 
(टेलीविज़न स्टूडियो में चकछ रहे किसी कार्यक्रम का दृश्य-ध्वन्यात्मक-रैकार्ड किनेस्कोप रेकार्डर 
की “सहायता से फिल्म पर तैयार करना ताकि उसे पुनः प्रसारित किया जा सके) तथा 
वाइडियो टेप-रेकाडेर २१ (चित्र और ध्वनि का रेकाड चुम्बकित फ्रीते पर एक साथ तैयार करने 
की एक युक्ति) की सहायता से हल की गई है। यह उल्लेखनीय है. कि किनेस्क्रोप रेकार्डर बहुत 
ही मेंहगा उपकरण हैं इस कारण सभी, ट॑ेलीविज़न-केन्द्र में उपलब्ध नहीं होता। बाइडियो टेप- 
रेकाडंर भी मँहंगा होता है। दिल्ली की शेक्षणिक संस्थाओं में वाइडियो टप-रेकाडेर 
. उपलब्ध करने का प्रश्न अभी नहीं है क्‍योंकि सो संस्थाओं में से किसी के पास ऐसा 

टेप-रेकार्डर नहीं है जिसपर महत्त्वपूर्ण रेडियो प्रसारणों के रेकार्ड सुविधानुसार उपयोग 
. के लिए तंयार किए जा सके। 


ैय 


तेयारी--कक्षा में टेलीविजन का सफल उपयोग करने के लिए प्रसारण-विभाग द्वारा 
सामान्यतः वितरित की जानेवाली छुपी या साइकलोस्टाइल की हुई पुस्तिकाएं अध्यापकों को 
 ध्यानपूर्वकक पढ़नी चाहिए। इन पुस्तिकाओं में पाठों की रूपरेखा हो नहीं दी जाती, 
अनुवर्ती कार्य-ऋछाप और पठनीय पुस्तकों के सम्बन्ध में सुझाव भी रहते हैं। टेलीविज़न 


अथवा किसी भी ह्व्य-श्रव्यः साधन के उपयोग में--विद्याथियों की तेयारी का महत्व 


अध्यापकों की तैयारी से कम नहीं होता। कक्षा को तेयार करने में अध्यापकों की 
पुस्तिकाएँ निस्संदेह अत्यधिक सहायता करती हैं। कार्यक्रम के सम्बन्ध में पुस्तिका से 
उपयुक्त ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, पर्दे पर आनेवाले विषय के सम्बन्ध में, अध्यापक विद्याथियों 
को सरलता से उत्सुक और जागरूक बना सकता है। फिरभी इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि बच्चों की तैयारी ऐसी न हो कि उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा कुंठित हो जाए. 
या अप्रत्याशित स्थितियों के श्रति उनकी सहज प्रतिक्रिया में बाघा पढ़े। द द 


_ अल्तुतीकरण--प्रस्तुतीकरण की पहली आवश्यक शते है अच्छी संग्रहण-स्थिति । संग्राही को - 
'. द फ़्श से लगभग ६ फ़ीट की ऊचाई पर रखना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों के रहने पर 
.. भी कक्षा को चित्रों के देखने में कोई कठिनाई न पड़े। ध्वनि-व्यवस्था पर ध्यान रखना 

. आवश्यक है क्‍योंकि प्रसारण में ध्वनि के ठौक-ठीक होने का बहुत महत्त्त होता है। छोटी कक्षा... 





... २५। आकाशवाणी ने दो बाइडियो टेप-रेकाडर उपलब्ध कर लिए हैं। 


जा 6 2 हल 





तर अनननबकक- नर बन>-5«० 8 ००... 











के लिए २१ का संग्राह्दी पर्याप्त होता है। यदि बच्चों की संख्या ३० से अधिक हो 
तो दो संग्राही काम में छाने चाहिए। बच्चे टेलीविज़न-सेट से ०-६ फ़ीठ दूर बेटे 
लेकिन २० फ़्रीट से ज्थादा दूर नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
पदे पर बाहर से प्रकाश की किरणें न पढ़ें। कमरे में श्षेघेशा करना ज़रूरी नहीं क्योंकि 
सामान्य प्राकृतिक प्रकाश से चित्रों की स्पष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता। कमरे 

अकाश होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी टिप्पणियाँ लिख सकें। किसी विखसनीय घड़ी 
के अनुसार ठीक समय पर कार्यक्रम चाल कर ,देना चाहिए। बच्चे टिप्पणियाँ लिखें 
या रेखाइृतियाँ बनाएँ, किन्तु यह काम तेज़ी से थोड़े समय में ही कर लें ताकि प्रसारण 
की कोई महत्त्वपूर्ण बात छूट न जाए। कुछ अध्यापक प्रसारण के दौरान ज़रा भी हस्तक्षेप 
नहीं करते, किन्तु कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो प्रत्येक रोचक बात पर समयानुकूल 
और संक्षिप्त टिप्पणी देकर कक्षा का थध्यान विषय पर और अधिक केन्द्रित 


कर देते हैं। 





स्कूली टंलीविजुन पाठ के बाढ़ अन्तवतों शिक्षण-कार्य करता हुआ आध्यापक । 
( आकाशवाणी के टलोविजून एकक के सौजन्य से ) 


कक 


अनुवर्ती काय्य--अनुवर्ती कार्य विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार का हो सकता है। केवल 
एक सामान्य नियम है कि अध्यापक को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए 











हि 
] 
| 








कि बच्चों ने कार्यक्रम को समझ लिया है।. कार्यक्रम पर चर्चा करके यह विद्धास प्राप्त 
किया जा सकता है। अध्यापक चर्चा का निर्देशन करता है और कार्यक्रम के प्रत्येक ह 
मूलविचार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वस्तुनिष्ठ॒ या विषयपरक सामान्य अश्नों 
और * परीक्षणों द्वारा, यह जाँच की जा सकती है कि विद्याथियों ने विषय को 
कितना समझा है। यदि प्रसारण किसी - शित्प या तकनीक से सम्बन्धित हो तो 
प्रसारण में प्रदशित तकनीकों के अभ्यास को अचुवर्ती कार्यक्रम में शामिक किया 
जाना चाहिए। > क्‍ 











२ (५ अन्तराष्ट्रीय सद॒भाव में 
दृश्य-अ्रव्य साधन. 


संसार की विभिन्न जातियों के बीच उनके सांस्कृतिक मान-मूल्यों और उनकी 
जीवन-पद्धतियों की समझ तथा पारस्परिक सद्भाव को बढ़ाने में दृश्य-श्रव्य साधन जो योग 
देते हैं उनकी चर्चा किए बिना हृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी कोई भी पुस्तक पूरी नहीं हो 
सकती | पूर्व और पश्चिम के विद्वान बहुत समय से एक-दूसरे की संस्क्ृतियों का अध्ययन 
करते आ रहे हैं, किन्तु जिस पारस्परिक समक् और सद्भाव पर विज्लशान्ति निर्भर है 
उसकी सिद्धि में तब तक कोई यथार्थ प्रगति नहीं हो सकती जब तक जीवन की सर्वाधिक 
. निर्माणशीक अवधि में सामान्य स्कूलों के बच्चों को सांस्कृतिक विभेदों का कुछ ज्ञान न 
कराया जाय। हृश्य-श्रव्य साधन बच्चों को यह ज्ञान सार्थक ढंग से देते हैं। साथही, 
उनमें प्रबुद्ध और सहानुभूतिपू्ण अभिवृत्ति विकसित करने में भी सहायता करते हैं, जो 
. अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


पोर्वाय ओर पाइचात्य सांस्कृतिक मान-मूल्यों के पारस्परिक परिबोधन की अपनी [ पे 
दसवर्षीय (पहली जनवरी, सन्‌ १९५७ से प्रारम्भ होनेवाली) प्रमुख प्रायोजना में यूनेस्को 
ने, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव की अभिदृद्धि और उन्नति का दायित्व सौंपा गया है 

















 ऋश्य-श्रव्य साधनों का महत्त्व स्वीकार किया है। उसने सतक्कतापूवंक इस बात का अध्ययन . 
किया है कि किस प्रकार के साथनों का निर्माण या उत्पादन किया जाना चाहिए, 
द किस प्रकार और किन लोगों में उन्हें वितरित किया जाना चाँहिए, और कहाँ तथा द 
..._ किस प्रकार उनका उपयोग किया जाना चाहिए। 


इन समस्याओं पर विचार करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में यूनेस्को 
. ने दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी;, तीन अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्टियाँ और कई वेठकें तथा 
_ सम्मेलन आयोजित किए हैं। जुलाई सन्‌ १९६० में टोकियो में हुईं बैठक में यह 
सुझाव दिया गया था कि जितनी जल्दी संभव हो, सभी देश पारस्परिक आदान-प्रदान _ 
के लिए ऐसी सामग्री तेयार करना शुरू करें जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने में सहायक 

हो | वहाँ निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दिया गया था हे 


(क) ऐसी “अध्ययन सामग्री” का उत्पादन, जिसमें विभिन्न देशों के जीवन और 
उनकी संस्कृति का चित्रण हो 


(ख) शोक्षणिक रेडियो-कार्यक्रमों की तेयारी और उसका आदान-प्रदान ; 


(ग) विभिन्न शक्षणिक अधिकारियों तथा अन्य टोलियों के बीच टेप-रेकार्डो' का द द रा 
सीधा. आदान-प्रदान । हम 


ऐसी सामझ्री के उत्पादन और उसके अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रद!न के व्यवहारिक पक्ष ह 
. में मार्गदशन के लिए नीचे लिखे सुझाव दिए गए थे क्‍ द 


हे (क) इस योजना में रुचि रखनेवाले सभी देश शैक्षणिक फिल्मों की अन्त- 
.. राष्ट्रीय परिषद्‌ के समझौते “निबन्ध प्रवाह” (फ्री फ़्छो) 
हे के स्वीकार करें| यु के ही आए कतत अ क ह 


.. (ख) स्थानीय उपयोग के लिए विदेशी फिल्‍मों के रूपान्तरण की विभिन्न पद्धतियों _ हे 
5 का अध्ययन किया जाना चाहिए क्‍ द 


रेज्ड 








(ग) फिल्‍मों के आदान-प्रदान कौ किसी भी बढ़ी योजना में, विनिमय की 
जानेवाली फिल्‍मों में कम-से-क्स एक फिल्‍म १६ सि० मी० की होनी 
चाहिए। 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय _ आवश्यकताओं की पूति के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा 
स्थापित फिल्‍म पुस्तकालयों के उपयोग के लिए प्रोत्साइन दिया जाना 


यूनेस्क्रों के साथ सहयोग के लिए संगठित राष्ट्रीयी आयोग इन सुम्रावों 
को सक्रियता से कार्यान्वित कर रहे हैं। . उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय 
आयोग ने “अध्ययन सामग्री” के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है। इसमें 
राष्ट्रीय संसक्षतत और आधुनिक भारतीय जीवन को चित्रित किया जाएगा। आशा 
है कि यह सामग्री भारत के स्कूलों में भी बच्चों को अपनी राष्ट्रीय बिरासत 
और समस्याओं तथा देश की उपलब्धियों का समुचित बोध कराने में उपयोगी 
सिद्ध होगी। 


पूर्वी और परिचमी सांस्कृतिक मूल्यों के पारस्परिक अनुभावन की जो 
प्रमुख प्रायोजना यूनेस्कोी ने चाल की है उसे संसार के प्रायः सभी देशों 
का समथन प्राप्त हुआ है। जो अभियान प्रारम्भ किया गया है वह विशाल 


है और यद्यपि अभी तक कोई टदृष्व्य उपलब्धि नहीं हुईं फिरमी इस प्रायोजना दा 


को जो विद्वव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट है कि यह प्रायोजना ._ 
अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव की व्यापक और खुह्ढ़ आधार भूमि तैयार 
कर चुकी है। क्‍ 


क्र 


क्‍ पौर्वात्य और पाश्चात्य संस्क्ृतियों के पारस्परिक अनुभावन से संबंधित अपनी प्रमुख 
.. प्रायोजना को आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने कला-कृतियों के सम्बन्ध में. निम्नलिखित 
. रंगीन स्छाइडों के सेट तेयार किए हैं 


। मिश्र... क्‍ हे मक़बरों और मन्दिरों ः 
क्‍ ( पेटिंग्स फ़रॉम टोम्स एंड टेम्पिलस ) 


च्ः 





््‌ प्र की कर. . 


दे कप कको रे 
ह क्‍ . ( मिडीवल फ़रस्कोज़) 


३। क्‍ भारत.....$#... अजन्ता की गुफ्राओं के चित्र क्‍ 
( पेंटिंग्स फ्रॉम अजन्ता केव्स ) 
ढ़ इ्रान .... फ़ारसी लूघुचित्र द 
हा! .... ( परियन मिनिएचसे ) 
७५। स्पेन .... रोमनशैली के चित्र... 
क्‍ ...( रोमनेस्क पेटिंग्स ) 
६। नावें .... स्टाव गिरजाघरों के चित्र 


( पेंटिंस फ़ॉम द स्टाव चर्चेज़) 


७।  मैसाकियो.... फ़्लोरेंस के भित्तिचित्र 
द ( फ़ूस्कोज़ इन फ़्लोरेंस ) 


८। आष्ट्रेल्या..... आदिवासियों की चित्रकृतियाँ 
द .... ( एबॉरिजिनल पेटिंग्स ) 


९। श्रीलंका “* मन्दिरों, चेत्यों और शिलाओं में अंकित चित्र 

. ( पेटिंग्स फ़ाँस टेम्पिलू श्राइन ऐंड रॉक ) 
। फ़ांसीसी राष्ट्रीय आायोग द्वारा नीचे छिखे दो स्लाइड-सेट तैयार किए गए हैं : 
सा / पूवे-पश्चिम ( ओरिएंट-आक्सीडेंट ) 


. २। गान्धार और मध्य एशिया की कला (द आर्ट भाफ़ गान्धार ऐंड 
.. सेंट्रछक एशिया) द क्‍ जम उन ही 












स्पेन के राष्ट्रीय आयोग ने भी महान कलाकार वेलास्यू के काये के सम्बन्ध में 


४० रंगोन पारदशियों की एक माला प्रकाशित की है। इन रंगीन चित्रों के साथ स्पेनी, 
फ्रांसीसी और अगरेज़ी भाषा में उनकी व्याख्यात्मक टीका भी दी गई है 


कछाकृतियों के सम्बन्ध में निरमित इन स्लाइडों के अतिरिक्त, विभिन्न पूर्वी देशों 


की संस्कृति का बोध कराने के उद्देश्य से यनेस्को छोटे-छोटे बच्चों के लिए 
थूनेस्को फ़ेबिल्स' ( यूनेस्कों नीतिकथाएँ) नाम से फिल्मपट्टियों की एक मसाला 
. तेयार की है। 


यूनेस्को फ़ेबिलू नं० २ भारत के संबन्ध में बनी है। 



































तीसरा खण्ड 
परिशिष्ट.. 





परिशिष्ट 


१। शिश्षु-शाक्ओं और प्राइमरी स्कूलों के उपयोग के लिए 


_क--फिल्मपदियाँ 


परीकथाएँ 


२। द अग्ली उकलिंग 
३। द एम्परस न्यू क्लोदज़ । 
है ४ । थम्बलिना 
रण आर  ५। द्‌ टिंडर बाक्स 
का हक" ६। दमेजिक हास._ 
७। द्‌ स्लीपिंग ब्यूटी द 5 
4 । स्रो हवाइट ऐण्ड रेड रोज़ ह कप कप 
९। स्टार आफ़ बेथलहेम 
१० । ए केन्टकी स्टोरी 
.._११। मभाशा ऐण्ड द बियर _ 
:..... १२। यूनेस्को फ़ेबिल्स न॑ं० १, २ और ३ 
;॒ ये परीकथाएँ छोट बच्चों को 
यूनेस्को तथा विभिन्न पूर्वी देशों की 
संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान 
करा देती हैं। क्‍ 






















शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में उपयीगी कुछ दृश्य-श्रव्य सामग्री. 


१। सिंडरेला .. नेशनल एजुकेशन ऐंड इन्फ़मेंशन फिल्म्स, एपोलो बन्द्र, बम्बई 


रै है 


7. 


नै 


है) 


4२ 


ही 


की । 


हट । 


हैं 


93 


॥२2 














हे जी ० जलन 











: अक्ृति 


१। 
२। क्‍ 
३ 
४ 
का ५ 
६। 


: औ 


९, 


_अलमसका. 


३०॥ 
5] 


_अयाम. 


१२। 
१३ ॥। 
१४ ॥। 
१३५। 
१६ । 
१७। 
१८ 
435: 
गे 


अककक, 


 र१ 


३३ 
रेड 
रण 
हे २६ । 


अध्ययन 


पेट स ऐड देयर केयर 

रेड स्ववेरेल 

फ़ॉक्स 

डपेरमाउस 

वाइल्ड रेबिट 

बटरफ़्लाइज़ 

वाटर बडस 

सम नेस्टिंग बेस ः 
सम डेज़र्ट ऐनिमल्स ऐंड दवाऊ दे लिब 
सी बडेस दा 
फ़्लावर फ़ेमिली 

फ़ाग्ज़ 


दकेट 


द्‌ काऊ 
द्‌ डाग 

द्‌ एलिफेेंट 

द्‌ दवा 

फ़्श वाटर फ़िश 
हेजहॉग 


_ ऐनिमल्स एंड बडस आफ़ द्‌ बल्डे भाग 


१ और २ 

आकंटिक वाइल्ड फ़्लावस 

द्‌ ब्लेक बियर 

द्‌ बीवर 

स्‍्नेक्स आफ़ कनाडा 

द्‌ आरासहुपर द 
हाऊ ऐनिमल्स प्रेपेयर फ़ार विन्टर 


रिवर 


द्‌ सेंट्रल लाइब्रेरी, रिंग रोड नई दिल्ली १ 
ह द 022 
५) 
० 
् 


हु । 


*ै3 
*ै) 
नैरे 
जैरे 
है) 


डरे 


नेशनल एजुकेशन ऐंड इन्फ़मेंशन फिल्म्स, बम्बई 


33 
व 
93 


- हरे 











१। द्‌ अल्फ़ाबेट.. + 
२। द नाउन 

३। द्‌ बे 

४ । द्‌ इंग्लिश वावेल्स 


५ । वोकेबुलरी 


स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान 


१। आईज़ ऐण्ड देयर केयर 

२। फ़ूड ऐण्ड न्यूट्रिशन 

३। द्‌ छिटिल पीपुल ऐण्ड देयर टीथ 
४ । द्‌ मिल्क वी डिन्क 

५। कीपिंग क्लीन 

६ | स्ट्रांग टीथ 

७। रेस्ट ऐण्ड स्लीप 

८ । स्ट्रट ऐण्ड टाल 

3 । फ्रेंड्स फार हेल्‍थ 
१० । कीपिंग वेल 


३। माउंट एवरेस्ट -: 
३ । केप्टेन स्काटस लास्ट ऐएँटाकंटिक 
*...._ एक्सपेडिशन 
.. ४। आइसबर्स्स 
५। लण्डन 








द्‌ ब्रिटिश काउंसिल 


95 - ॥ ० 
हरे 


/ 7 








हक ।ए 





२ 





यूनिवर्सल एजुकेशनल फिल्म्स, आसफअली रोड, नहैं दिक्ी || 


है२ 





है 


है 


६ । लांगीट यूड ऐण्ड टाइम... .... द त्रिटिश काउंसिल 
७ | पेनिन्सुलर इण्डिया पर हे मा हे द जज 


.. रचनात्मक कार्यकछाप _ 
* १। लीनो कर्टिंग द द म 
. २। पेपर टियरिंग द द छा 
३। लेद्स मेक ए ट्रेन ./“/।/ैररः ३ कई औ पु क्‍ 
| ४। डाईंग.... 3 मो यूनिवर्सल एजुकेशनल फिल्म्स, नई दिल्ली 
७५। कर्टिंग ऐण्ड पेस्टिंग... डक क्‍ द 32 
६ । पेन्टिंग अत ् 
७। फिंगर पेन्टिंग ४ 5 
< । वाटर कलरिंग । द 7 
९ । क्छे मॉडेलिंग... का ५ 


सामाल्य ह 


3 मार मा सी० का यू ४ द्‌ ब्रिटिश काउंसिल 
.. २। ए कलेक्शन आफ़ डाल्स.._ द द 
३। ऐन इंग्लिश चाइल्ड 
४ । नेचर कल्डर 
... ५ । हाऊ टु बिहेव बल 
का थी ब्रिगेंडस-रोड सेफ़्टी क्‍ हक, रस न न द ला 5 
7७ आई ऐस ए लेटर * - ४. व ल .. नेशनल एजुकेशन ऐण्ड हनामेदान फिर्स बन्‍्बी न 
.. ८ । स्टम्प्स ऐण्ड हाऊ दे आर मेड डे । हा । ही या मी ॥ कब का 27 
.._«५९। जैक ऐण्ड जिल लने रोड सेफ़ी..... 
१० | टोलिंग द्‌ टाइम. 2 
११ । यूज़िंग ए रूलर 


जे. ४ 
ह ः ा 


हे स्टड 8 हा 3 कर 
दे मम कई 





. १॥ द्‌ ओथ आफ़ फ़लावस 
२। अवर ऐनिमल नेबर्स ( 
३। कामन ऐनिमल्स आफ़ द्‌ घुड्स ( 
४।पोएड्रीआफ़ नेच...| 
मे न 


स्कूली व्यवहार 


१। बीइंग प्राम्प्ट क 
२। केयरिंग फ़ार स्कूल मेटीरियत्स 
३। कान्सीडरेशन आफ़ अद्स 


ख--फिल्में (१६ मि० समी० ) 


गणित 


द्‌ मीनिंग आफ प्छस ऐंड माइनस 


(अगरेज़ी, ११ मि ) 


२। ऐडिशन इज़ ईज़ी 


३। सब्द्र क्शन इज़ हज़ी 
४ । मत्टीप्लिकेशन इज़ ईज़ी 
५। डिविज़न इज़ ईज़ी 


७ । पाटस आफ़ नाइन 
८ । पार्ट्स आफ़ थिंस्स 
९ । द्‌ टीन नम्बस 


( 
६ 
( 
६ 
६ । व्हाट आर डेसिमत्स १ ( 
( 
( 
(३ 
१० । व्हाट इज़ फ़ोर ( 


प्रकृति अध्ययन 


रैरै 


#३ 


+२ 


जैरै 


२ 


- 3. 


है) 


ह2 


हरे. 


हरे 


२ 


33 


११ 
१० 


१० 


११ 
45 
११ 
१ 


हर 


१५ 


१० 


११ 


६ 


वेव 


8 । 


जैन 
नैरे 

2 
>३) 


जैरे 


2 


नर 
हैरै 


हैरे 


है), 


नै 


72 


33 


2 ट रा आए. 


यूनिव्सल एजुकेशनल फिल्म्स, नई दिल्ली 
हक । 
. |“ 


0 


द सेंद्रछ फिल्‍म लॉइजेरी, नई दिल्ली 


हि 
१ 
्अ 
मा 

2. 20 8 

यूनिवर्सल एजुकेशनल फिल्म्स, नई दिल्ली 
हे 
92 


हैनै 


द्‌ सेन्ट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली क्‍ है 2४ # 


308 7, 
99 


आप 


है 2 


३८५५ « 











.... ६। ऐनिमल द्वोम्म.... (अँगरेज़ी, ११ मि०) नेशनल एजुकेशन ऐंड इन्फ़मेंशन फिल्स, 
। 5 द 8 बोर हि 

-७। स्टोरी आफ़ बटरफ़्छाई . ... (मूक, ११ 
क्‍ बर्डस आर इस्टरेस्टिंग..... (अँगरेज़ी, ११ 
.. $। हाऊ बडेस फ्रीड देयर यंग... (मूक, १५ 
१०. 


श्् 
तू 


८क 


अन्‍्माक, 


शक 
धर 


्ध् 
च््ह 


ह आह्टिचेज़ इन एफ़्का हे (मूक, ७. 
. ११। कंगारुज़ .... (ऊँगरेज़ी, 3१. 
. १९। एनिमल्स आफ़ द केट द्रव... (सूक, ७ ,, 


 ककानवाकबबक. हु 
रा 
चढ़ 


श्र 
डा 


5ञ 
हि 


.._१३। थी लिटिल ब्रुइन्स इन द बुढ॒. (अँगरेज़ी, 


ज्न्बब 
हि 
ञ्ज्ध 
श्ज् 


* १४ । सीज़नल चेजेज इन द्रीज 
१५ । ऐनिमल्स ओइंग भप 

१६ । ऐडवबैचर्स आफ़ बन्नी रेबिट 
यो 


#ः?*++ 
श्र 
>> 
ज्न्ग्फं 
तन 
च्ड 

शा 


9... ११ 


शक 
कि 


ब्लेक बियर टिविन्स 


् 
भू 
बन 
र्न्न्गो 

श्स्क 
थी 


१८ 


फ़ीडिंग टाइम ऐट द जू .. 
१९ | लिव टोड्‌डी बियसे द 
२० । राउण्ड द्‌ लण्डन जू 


च्् 
च्् 
ज्न्नॉ 
ज्न्जजि 
शा 
च्ज्ध 


हरे 


हर 


बज 

>> 
ञ्ननबी 

पं 

भ्ऊ 

श्् 


है ह 
२१। जुज़ हू 
२२ पेन्गुइन आईलेण्ड 
- २३३ द्‌ स्पैरो हॉक द 54 व 
.. २४ | टिटमाउस दवीवर... (मूक, ६ 
२५ विंगेड मेसेजले..... । (मूक, ८ 


ड़ 

पक 
बे 

>> 

दिन 


£0 


च्ज 
श्र 
4 

ञ्+ 

च्ऊ 


जी का: 
ञ्न्नॉ 
नग्न 
च्् 
शा 


जा 
शा 


। 
हि 


श्स् 
चक्र 
त््िं 
र्न्न 
कि रे चक्र 
शक 
च्् 


शा 
शा 


.._ रचनात्मक कार्यकलाप 


..._१। केयर आफ़ आर्ट मैटौरिय्स (ँगरेज़ी, ११ मि०) यूलिवर्सल एजक्ेशन फिल्म्स, नह दिल्ली 
. ३.। त्यटस प्ले विद्‌ क्ले ; एनिमल (. ,, 3१ ,,) 7 5 था 


है . ३। ल्यटस प्ले विद्‌ क्ले ; बाउतसस ( हा ५ ११ हा ).. ही है का] का 5 


2 ४ े 
हे रे हे गज हक ४८ ' जा 
9 |; है, ५८ 





सामाजिक अध्ययन 


१ । ड्वेलूसे इन माउन्टेन #न्ट्रीज़ (अँगरेज़ी, ९ सि०) 


२। चिल्डेन आफ़ हालेण्ड ( » ११ 
३ । चिल्डेन आफ़ स्विटज़रलण्ड ( ,,. ११ 
४ । ग्रीक चिल्ड् न ( » १६ 
७५। अरेबियन चिल्ड न ( » १७ 
६ । बोटस ( » ११ 


मनोरंजन की फिल्में 


१ । स्रो हवाइट ऐण्ड रोज़ रेड 


२। सिंडरेला ( » ११ 
३ ॥। ब्यूटी ऐण्ड द बीस्ट (६. 85 * 
४ । अलादीन ऐण्ड द् वंडरफ़ुल लेम्प ( ,, ११ 
५। द्‌ ब्ल्यू लाइट ४ ही] 
६। द्‌ हेयर ऐण्ड द्‌ टाटवाएज़ ( ,,. ११ 
७। फ़ॉक्स ऐण्ड द रुस्टर ( » ११ 
<८ | स्ट्र लेम्ब ( 22 द ड़ 
९ । प्रिंसेस ऐण्ड द्‌ डेगन ( » . २२ 
१० । मार्शा ऐण्ड द विकेड गीज़ ह «४ »॥ 
११ । स्टेग ऐण्ड द्‌ बूहफ़ (५ अत 
१२ । चार दोस्त ( हिन्दी , ७० 
१३। नटखट चन्दू हा 


१४ । अलादीन ऐण्ड द्‌ मेजिक लेम्प (अँगरेज़ी, ११ 
१५ | ब्वाएल, ब्वाएछ, लिटिल पॉट ( ,, १८ 
हे 5-3 द केलिफ़ स्टाक कल द ( 33 ३० 
१ 3। सिंडरेला (रूसी, अंगरेज़ीशीष सहित, हा ० 
१८ । द एन्चंटेड रिवर 


. कक 


. (अँगरेज़ी, १० 


(अगरेज्ी, ११ मि०) 


हरे 
है 
हरे 


हर 


93. 





द सेन्ट्रल फिल्म लांइब्रेरी, नई दिल्ली 


ख्क 


छ्ि 


द्‌ सेन्ट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली न 


हज 


+3 


73 


हरे 


है 2 


डरे 


3 - 


32 
२2 


#ै2 


248 


जैे2 


हट 


99 


है 


2, 


जी 











६ पेनिमछ होन्‍्स ..... (अंगरेज़ी; ११ मि०) नेशनल परकेशन पट इन्फमेंशन फिल्स 


मम अम्बई 
... ७। सटोरी आफ़ बटपफ़्छाई.... आज आक 02 
ब्न बडस आर इन्टरेस्टिंग.. (अंगरेज़ी, ११ ,, ) र् 
हे. ९ | हाऊ बरस फ़ीड देयर यंग... (मूक, १५ ,, ) है 
6० भोख्िचेज़ इन एफूका... [ूछ ७,,). । 
११ | कंगरारुज़ जे (अंगरेज़ी, ११ ,, ) क्‍ न 
दर एनिमल्स आफ़ द्‌ कैट ट्राइथ... (मूक, ५ 5 < ;» 
. १३ | थी छिटिल त्रइन्स इन द्‌ वुड (अंगरेज़ी, १० ,, ) न 
१४ । सीज़नल चेजेज इन ठ्रीज ( ११ » ) 2 
_१५। ऐलिमल्स ओइंग अप .. | ७». ११ ७ ]) के 
१६ । ऐड्वेंचस आफ़ बन्नी रैबिट की कम मु 
_१७। ब्लेक बियर ट्विन्स 5» १% ») ») 
१4 | फ़ीडिंग टाइम ऐट द्‌ जू (» ११ .,, ) 99 
१९ | लिव टेडडी बियर... ( »- “पे ,, ) हर 
२० । राउण्ड द्‌ लण्डन ज़॒. (.: ५. 0३7४) »१ 
२१ ज़ज़ हू (0 ० अल, ) 
२२ पेन्गुइन आईलेण्ड यो रा ६ ५») गा 
२३। द स्परो हॉक.. 8. 2 ही न 
_ २४ । टिटमाउस द बीवर आज ६ का ) न 
२५ विंगेड मेसंजर्स हक क् . (मूक, ८ ) हु 


रचनात्मक कायकछाप.... 


लए पा मत की ली दिल्ली... 
..* | त्यटस प्ले विद क्ले एमिमल्स ( हे ) ध द की 
२ | त्यटस प्ले विद क्ले : बाउल्स (की ) 


पी 


हर 






सामाजिक अध्ययन 





२। चिल्डेन आफ़ हालेण्ड 89 5) कु 
३। चिल्ड्रेन आफ़ स्विटज़रलण्ड ( », ११ ,, ) है 
४ । ञीक चिल्डे न (६ 56 जाके 58) थे 
७५। अरेबियन चिल्डेन ६ 6 | जी 32 
६ । बोटस ५ के. न 20) हे 


मनोरंजन की फिल्में ' 








१। स्रो हवाइट ऐण्ड रोज़ रेड. (अँगरेज्ञी, १) मि०)  द्‌ सेन्ट्रल फिल्म 

























२। सिंडरेला हद 2) द हें 
क्‍ ३ । ब्यूटी ऐण्ड द्‌ बीसस्‍्ट ६ आल जे ओ 22 
४ । अलादीन ऐण्ड द वंडरफ़ुछ लेम्प ( ,, ११ ,, ) 
५। द्‌ ब्ल्यू लाइट (5 आज 3) ४ 
$६। द्हेयर ऐण्ड द टाटबाएज़ ( , ११ » ) हे 
. ७। फ़ॉक्स ऐण्ड द्‌ रूस्टर (907 अत 8) पे 
८ । स्ट्रे लेम्ब है रु डे.) जा 
९ । प्रिंसेस ऐण्ड द्‌ डेगन ( ». २२ » ) 
१० । मार्शा ऐण्ड द्‌ विकेड गीज़ 8 आग 3] 
११ । स्टग ऐण्ड द्‌ बूल्फ़ का 
' .... १२। चार दोस (हिन्दी , ७० ,, ) 
१३। नटखट चन्दू.. जल कक 8 
१४ । अलादीन ऐण्ड द मेजिक लेम्प (अगरेज़ी, १ १ छा ) 
द १० । ब्वाएल, ब्वाएल, लिटिल पॉट ( ,, १८ ,, ) 
१६ । द्‌ केलिफ़ स्टाक ५ को 30 50) 
१७। सिंडरेला (रूसी, अँगरेज़ीशीष सहित, ५० » ) 
१८ | द् एन्चैंटेड रिवर...... (अँगरेज्ञी, १० » ) 
























१। ड्वेलस इन माउन्टेन बन्ट्रीज़ (अँगरेज़ी, , ५ मि०) द सेन्‍्ट्रल फिल्‍म लांइबेरी, नई दिल्ली 


६५ 








लाइब्रेरी, नई दिल्ली 








१९ | द्फ़ागरप्रिंसल... . (ँगरेज़ी, १०मि०) . द सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


२० | द गैलेंट लिटिक टेलर. ( » १० » ) ५ 
२१ । 'द गोल्डेन ऐन्टीलोप पा ( ». ३० » ) कऋ 
.. २७। द.लिजेण्ड आफ़द पाइड पाइपर ( » ११ » ) 4 
२१। दथीविशेजु . -. 5 (5 १ ५)... #» 
२४ दूँ ट्रेजर आफ़ बडेस आइलेण्ड . ( हिन्दी, ९५० », ) १2 
7 २७। असली उकलिंग.... (झगरेजी, ११ ,, ) 2 
.. २६ ब्रेब हाट. (५० 'वुद “॥, ) 9 
. २७। द्‌ आनेस्ट वुउमन कर 3 मी, द पा 
है २८ | द्‌ मेजिक देजर... ( » २२ » रंगीन) ३४8 अं क्‍ 
. २९ । समिको द 9 जे श 390 ०] १ 
३० द्‌ ऐपिल ट्री विद द गोल्डेन फ्रू ट ः 92. २० +» छः 
३१ । द्‌ लिटिल एऐंजिल ( » १४ » न 


) 

क्‍ ) 

३२। बिस (3 ० 6७ २5६६) ह 
. ३३। चुक ऐण्ड गेक (रूसी, भगरेजीशीष सहित, १०० ,, ) द 

३४ | नाइन लिटिक चिकेन्स (>> . १५ » रंगीन) 22 
३५ द्‌ पेंटेड फ़ॉक्स... पर कर हे 


२६ । द्‌ स्टोरी आफ़ ए डेगन 20 ० अत कप] पा 

) कम 
३८ । द्‌ प्रिंसेस विद गोल्डेन हेयर कम 6 050 3 
_३९। रम्पेलस्टिव्टस्किन . (20% वादे) कु 
४० । सलीपिंग ब्यूटी का 9) 


( 
( 
ता 
३७ । लेनोरा पल 
( 
(६ 
(६ 
(३ 


४१ । लाइटद्वाउस--जलदीप हिन्दी, ९० » ) द चिल्डे नस फिल्‍म सोसायिटी 
० हर ... वोर्ली, बाम्बे 

डरे बाल रामायण क्‍ अल आम ही 

डरे। रामशास्त्री का न्याय ( # 4०»). पे 

कथ । क्रो ऐण्ड फ़ॉक्स का हर आओ हर 

४० ट्यू ब्रद्स द बज मा 8 

४६। स्काउटकेम्प यम लक 

४७ गुरु भक्ति ५० अल मम हि 

बट आल 00% * 


है | ! 














८ । 


४१ । 
ण्‌० . 
| 
रे । 
जे 
जुड़ 
जज । 
५६ । 
७७]: 
3८ 
५९ । 


३६० । 


सरल विद्वास 


पंचतंत्र की एक कहानी 
चेतक 
मीरा का चित्र _ 

इंद मुबारक | 
लत्रपति शिवाजी _ 


द्‌ स्टोरी आफ़ टू स्टेम्प्स 


सावित्री _ 

राजू और गंगाराम 
३७३ ० के | 

जसे के तसा 


डाक घर 


प्रिंस बयाया. 


द्‌ प्राउड प्रिंसेस.. (चेक, शीषे अँगरेज़ी, ५८.) 9; 


६१। द सीक्रेट केव्स 


जीवन-चरित क्‍ 


5 अल 
० 


अवंर प्राइम मिनिस्टर 
। हर). 
महात्मा गान्धी 

रवीन्द्र नाथ -टेगोर 


४ । चिल्डेन्स मेगज़ीन नं० २ 


प्‌ ॥. 





# 


. (नेहरूपर) 
चिल्डूं नस डे 


 हेहरू परी... 


( हिन्दी, २० मि०) .. द बिल्डरेन्स फिल्म सोसायिटी; 
क्‍ वोलीं, बाम्बे 
२२ 


हि 
चर 


53 
53 हक 5५ 


है 


99 ढंरे , 9 "53 


हैरी 


क्ष 


हर 


( 
( 
( 
मर 
( 
( 
( 


न 
छ 


92 
9: रेड #$ ्ाः 


प्‌ 
३ है. 38 है ४ है 


टी 5 हर 


00 क्‍ 
(हिन्दी) ४ 
(संगीत, ८५ मि०) द सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, 
क्‍ . नईदिल्ली 


93 


(अँगरेज़ी, ६९ ,, ).... कक 
पहली, रू 02:77 07% ० ८77 


( ह्वन्दी, २० | ) 2 अप का | “ 5 4 है । 
१३ 0 म.] द 2 ) के ः कं न्‍ 2 । न्‍ है 


0 कम कम पल कक अप 


“कह नली कक मर... कल अपर शेड पकने की जज १० कट मो कम कम. हक पल पक 


आजम सकल अल की जल भतअल एक 














.._ क--फिल्मपहियाँ 


नागरिक शास्त्र और सामयिक मामले 


. १ द यूनाइटेड नेशन्स ऐट बके 
. २। सिटिज़नशिप 

३। एफ़० ओ० ए० इन एशिया 
४ । बल्ड पापुलेशन द 


अगर 
 १। स्िटज़रेंड.... 
२। ठकी 
.. ३। आस्ट्रेलिया 
.._ ४। बेल्जियम 

४। जिटेन दुदे 
.... (आधुनिक ब्रिटेन) 
. ६ । बर्मा 
ह ७। सीलछोन | क्‍ 
 शीलेंका) 
. <। चाइना. 

(चीन) . 
९ | फ़िनलण्ड 
“१० फ्रांस 
. ११ । जमेनी, नार्थ सेक्शन 
(उत्तरी खंड) क्‍ 
१९। जमेनी, साउथ सेक्शन 
.. (दक्षिणी खंड) 


२९० 


द्‌ सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


पिक्चर पोस्ट फिल्मस्ट्रिप्स (नेशनल 


... एजुकेशन ऐण्ड इन्फ़मेंशन फिल्म्स, बाम्बे) 


द सेन्ट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


हैरे 


. हते 














१३ । डेन्मार्क . 
१४ । ईस्ट ऐफ़िका 
पूर्वी अफ्रिकी) 
१५। क्‍ गेजेज़ बेसिन द 
(गंगा की घाटी) 
१६ । हालेंड क्‍ 
१७ । माडने ग्रीस . 
... (आधुनिकयूनान).... 
१4 । जापान-छाइफ़ एंड इंडस्ट्रीज़े 
(जापान-जीवन और उद्योग 
१९ । लेटीट्यूड ऐंड लांगीट्यूड 
_(अक्षाश और देशान्तर 
२० । मलाया 
२१ । नाथ अमेरिका 
. (उत्तरी अमरीका) 
२२ न्यूज़ीलेंड 
२३। साउथ चाइना. 
... (दक्षिणी चीन)... 
२४ । साउथ ऐफ़िका द 
(दक्षिणी अफ्रीकी)... 
२५ । स्वीडेन क्‍ 
२६-। स्पेन 
२७। वेस्ट ऐफ़िका 
 (परिचमी अफ्रीका) 
२८ । । इजिप्ट क्‍ 
मिश्र) द 
२९ । यू. एस. ए. ईस्ट स्टेट्स 
 (अमरीका-पूर्वी राज्य) 





हट 


नर. 


7 


हज 


हैरी 


हरे 


हि 


*ट॥ 


जैह 


रैरे 


१2. 


है 


हैरी 


29 


,हैरै 





























। 
| 
| 
प 
| 


ः द ८ है द्‌ गोल्ड क्‍ कोस्ट ह । हे क्‍ “ हे ह क्‍ द कप - ः कट द के | | पिक्चर पोस्ट फिल्मस्ट्रिप्स 
हे 00॥ 28 46.8 6205 न) अल ३ (नेशनल एजुकेशन एड इन्फ़मेंशन " फिल्म्स, बाम्बें) क्‍ 


 ३१। द्‌ वर्क आफ़ रिवर्स... ् ही ५ है इफा 9 हक 
द (नदियों की कारग्ुज़ारी) है 
३२। हांगकांग किए हा 
3 9 मा दा है 5 यो । 
३४ । द्वक आफ़ वेदर . बा 27 
(मौसम की कारगुज़ारी) आज 
३५ । फ़िलिप्पाइन आइलंड्स हा जा द की क्‍ द 
(फ़िलिपाइन द्वीपं-समूह) जा कि 5 
“95 | यू. एस. ए. वेस्ट स्टेट्स... द हा द्‌ सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


(संयुक्त राज्य अमरीकां--परिचमी राज्य) 
३७। यू, एस. ए, सिडिल स्टेट्स 


(संयुक्त राज्य अमरीका--मध्य क्षेत्रीय राज्य) द 
३८ । द फ़ेस आफ कनाडा (कनाडा की काँकी)..... ब्रिटिश इन्फ्रमेशन सर्विसेज. 
३९ । नेशन्स आफ़ द कामन्वेल्थ--इन्ट्रोब्य सिंग आस्ट्रेलिया द 2 
(कामन्वेल्थ के राष्ट्र--आस्टे लिया की भाँकी) ः 
४० । भैशन्स आफ़ द कामन्वेल्थ--इन्‍्ट्रोब्य सिंग साउथ ऐफ़िका की 
(कामन्वेल्थ के राष्ट्र-दक्षिणी अफ्रीका की सलाँकी) 
. ४१ । नेशन्स आफ़ द कामन्वेल्थ--इन्ट्रोब्य सिंग न्यूज़ीलंड का 
क्‍ (कामन्वेल्थ के राष्ट्र--न्यूज़ीलंड की राँकी) ] 
हैः 6.९ । सूडान 33 
| सायन 
. १ कार्बन ऐंड इट्स अक्साइड्स द्‌ सेंट्ल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली... के 


(कार्बन और उसके आक्साइड) 
._२। क्लोरीन ऐंड इट्स केंम्पोनेंट् 
(क्लोरीन और उसके संघटक) 


२९२ 





-३। कैल्शियम ऐंड इट्स केंम्पोनेंट्स 
..._ (केल्शियम और उसके संघटक) 
:४। सल्फ़र ऐंड इट्स केंम्पोनेंट्स 
(सहफ़र और उसके सेघटक) 
७। कॉपर ऐड इट्स केंम्पोनेंट्स 
..,.. (ताँबा और उसके संघटक) 
६ । आयरन एड स्टील... 
....._ (लोहा और इस्पात) 
_ ७। लीड (सीसा) 
3९ । सोडिएम क्लोराइड 
. ३। ज़िंक (जस्ता) 


.. क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान 


१। न्यूट्रिशन 
(पोषण) 
२। मलेरिया 
३ । फ्रंड ऐंड हेल्थ 
..._. (भोजन और स्वास्थ्य) 
४। केयर आफ़ टीथ _ 
 (दाँतों को रक्षा) 


शिल्प 


१। द्‌ कऋरफ़टस्मंन एंड घुड 
(शिल्पी और काष्ठ) 

२। द्‌ क्रेफ्रटस्मेन ऐंड मेटल... 
(शिल्पी और धातु) 


। द्‌ क्रेफ़्ट्स्मन ऐड लेद्र 
(शिल्पी और चमड़ा) 





द्‌.सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


हल 


पिक्चर पोस्ट फिल्मस्ट्रिप्स, 


(नेशनल एजुकेशन ऐड इन्फ़मंशन फिल्म्स बाम्बे हे १ ै पा 


छः 


हि 


>> व जी >अजीक अप नव आओ जल कल ५ अमन 





' 


| 
। 

' | 

+ 

। 

। 

। 

है 

* | 
पान 7२७ 
ह ! 
कर कक 
॥ का $ 
* | 
हे है क्र 
5 ० ॥। 
32 की || 
| 
$ है. > «२५४० +ह 
पु कं ५ 
कि 

हो 559 है 
मे '] 

। 
“अत हॉः | 
हर । 
है | 
मा अत कक 
८ ५ 
आह पल ह 
रू $ ग है 
५ ० 
हे के । 
५0. १ ४५ | 
+ | 
हा । 
है. 
स्ड | 
हु | 
न क्‍ 
५ शा 
ह री 
8 
#छ। $ + 

ध दि ब । 
पा] हि 
; 208 | 
ध ; | 








साहित्य... 


१। हैमलेट 


'र्‌ हें हेनरी पंचम 


ला 
३। मंकबंथ 
४ । रोम्यों ऐंड जूलिएट 
५। ए भिडसमर नाइट्स ड्रीम: 


.._ ६। इन्ट्रोडक्शन टु शेक्सपियर 


इतिहास. 


१3] क्लाइव द 


२। मेकिंग आफ़ माडन जर्मनी 


(आधुनिक जर्मनी का निर्माण) 
३। नेपोलियानिक वास टु द सेकेंड वल्डे वार. 
(नेपोलियन के युद्रों से द्वितीय विश्वयुद्ध तक) 


. ४। रोसन कांक्वेस्ट आफ़ बिटेन 


रोम द्वारा ब्रिटेन की विजय) 


द ७ । नेल्सन 


६ । चेंजेज़ ऐट द्‌ ऐंड आफ़ ऐटीन्य क्‍ सेचरी 
(अठारहवीं सदी के अन्त-में हुए परिवर्तन) 


. ७। वदिक एज 


.. ९ । द्‌ हंडेंड इयसे वार 


के 


(वृंदिक काल) 


.  <। द फ़ेंच रेवोल्यूशन 


(फ़ांस की क्रान्ति) 


(शतवर्षीय युद्ध) 
१०। द्‌ रेनासाँ 
(पुनर्जागरण) 


3 


द्‌ सेंट्छ फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


« पिक्चर पोस्ट फिल्मस्ट्रिप्स 
_ (नेशनल एजुकेशन ऐंड इन्फ़र्मेशन फिल्म्स, बाम्बे) 


2 डी 2 


2 अं 








भौतिकी 


१ । एटमिक एनर्जी 
(आणविक ऊर्जा) 





पिक्चर पोस्ट फिल्मस्ट्रप्स, 


(नेशनल एजुकेशन ऐड इन्फ़मेंशन फिल्म्स, बाम्बे) 


२। एलेक्ट्रिसटी ऐड मेग्नेटिज़्म-इन्ट्रोडक्शन 
(बिजली ओर चुम्बकत्त्त--परिचय) 


३ । एनर्जी (ऊर्जा) 
४ । कंडेन्सस (संघनिन्न) 
५। हीट (ऊष्मा) 


ख--फिल्में (१६ मि० मी०) 
गणित... 
१ । व्हाट और फ़ेक्शन्स १ 
(भिन्न क्‍या हैं ?) 
२। वी डिस्कवर फ़ेक्शन्स 
(भिन्नों की खोज) 
३। ज्योमेट्री ऐंड यू 
(ज्यामिति और आप) 
४ । द लेंग्वेज आफ़ द आ्राफ़्स 
(आराफ़ों की साषा) 


५। डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री 
 (वर्णनात्मक ज्यामिति) 


भूगोल 


.१। फ़ोर सीज़न्स 
._'चार ऋतुएँ) 
. २। डे ऐंड नाइट 


(दिन और रात) हर 


(अंगरेज़ी, १० मि द ) 


है) 


रैर 


जैरै 


हट. 


छा 


द्‌ सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली . क्‍ 


"2३ 
रत 
ह7 


जल 


हरे 


है 


कक दाद वरना 


पक केडप डक पेककसक3+पातम याककसक करप८3 7<<क 2८८ बता पटक ८ 


क्- >किस 
कहकर उएज्केटपकसकान5 सर. फिल्‍म पा के 














। अथे-रोटेशन ऐँड रेवोल्यूशन 
.._ (धरती--परिक्रमण और घूर्णन) 
। अथे--सफ़ेंस ऐंड क्लाइमेट .. 


हि 


हज 


(मूक, १२ 
: (धरती--धरातल और जलवायु) द 
ब॒ाल्केनोज़ (६ 
,. (ज्वालामुखी) -. कि; 
। मर). 
७ अथ--लटीस्य ड ऐंड छांगीय्य ड (अंगरेज़ी, ९ 
..._ (धरती--क्षांश और देशान्तर) 

«८ । मैजेस्टिक नावें 


वेद्र (मोसम) 


ह 5: । ०! 


3 
... (सव्य नावें) है? अली 
.. ९ । पिक्चरस्क स्वीडेन पक ह ( 5 
० (चित्रोपम स्वीडेन). 0 
१० । पिक्चरस्क डेनमाक ( क्‍ 20, कह द 
क्‍ (चित्रोपम॑ डेनमार्क) हा 
११ । बेल्जियम * ( क्‍ पी 


और कंगा 
. १३ । इंडस्ट्रियल मैसूर. “#.( 
(उद्योग-लप्न मैसूर) | 


्श्३ 


१४ ॥ स्वेज़ कनाल 

हो ५.।. इंट्रोब्य सिंग ईस्ट ऐफ़िका 
(पूर्वी अफ्रीका की राँकी) 
१६ | मीट न्यूज़ीलेंड 

क्‍ (न्यूज़ीलंड की माँकी) 


; है हल 


१७ ब्यूट्ीफ़ुल न्यूज़ीलेंड . 
ः (मनोहर न्यूज़ीलेंड) 
१८ । दिस इज़ मलछाया 
(बह है मछाया). 


0 


अंगरेज़ी, ९ मि०) 


पृ, 


है ५ आप 


(हिन्दी-अगरेज़ी, ११ , 


(अँगरेज़ी, ९ 
२० 2 ह 


प्दकक जा 


: द्‌ सेंट्रल फिल्म छाइज़ेरी, नंद दिल्ली 


33 ) ह मी 


335 ) 9 35 है 


92 ) । |... 92 | 


. 72 ) हक 72828 


५ 4७७४००५०००७ ७४४७७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७/७७७७४ «एणणण ० 2७8 8 ा कक  र 





डे १९ । आस्ट्रेलिया. (अंगरेज़ी, १० ,, ).. द सेंट्छ फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 

२० । ब्रिटिश आइल्स... (, ६ ,, । हू... क्‍ 
(ब्रिटिश द्वीपसमूह) १... रर्रर्््रः क्‍ 

२१। मेजर इंडस्ट्रीज़ आफ़.. (हिन्दी-तामिल, तेलगु- . बर्मा शेल 


| 
; 


इंडिया--ऐशग्रीकल्चर, ... मराठी, बंगला, 
. टेक्स्टाइल्स, आयरन ऐँड स्टील १ घंटा ५७ मिनट) 
_ (मारत के प्रमुख उद्योग--खेती, $ 
 अस्त्रनिर्माण, लोहा, और इस्पात) 


3 कस 22 कक कक कमर कह के मर बज 072 पेय का ०: कफ 2 % 8 कल अर २१ शक / 2 चाहा आा तक 2 कसम 


. (तिस्ता के किनारे ) द है ' नईदिल्ली 


लक 3 2 एडीव० ३ कि. हक 


२४ । उज्जेनी जा मा ४ कर हम ये अप 


_ २२। एांग द्‌ टिस्टा (हिन्दी रंगीन, १० मि०)  द सेट्रूछ फिल्म छाइ्रेरी, 


38230 2550 222 4 कक 2236 सके 





२७० । राउंड आफ़ द सीज़न्स (अँगरेज़ी, १० ,, ) 53 उ ब 
. (ऋतुओं का चक्र) 


कैसे: पर जप मिकज जी साइट: ५० ४३५८ - पक +भ--38ज अंक ०7०० कस फा।क “तप फसल.“ 2५८ हर कीट कट 32ध054 38542 3-2 >थ 


र्‌ ६ | दिस इज फ़िनलेंड ह ( 3 : २७ 33 ॥) द ह रैज 
(यह है फ़िनलेंड) द क्‍ 








२८ । ए फ़ेमिली इन बैंगलोर द (अँगरेज़ी, हरे क्‍ » ) ... बर्मा शेल्त - 
'(बैंगलौर को एक परिवार) - ० ३ 7 व हज कर ओम 

२६ । पेरिस ऐंड वार्साई ( » १५ ,)  दर्सेंट्रलडफिल्मलाझेरी,नहैदिह्ी ...... 
(पेरिस और वार्साई) मा कक का 





१। साउंड. ४. (अँगरेज़ी, का मि०) द्‌ सेट्ल फिल्म छाइब्रेरी, नई दिल्ली ॥ 2 रा " 
२।साउंड (बाई मैकप्राहिले. (७ ७ »>) || #»/. 








.... (ध्वनि-मैकग्राहिल द्वारा). 





.. ३। कंडक्‍शन....... (अँगरेज़ी, ७मि०) . द सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


(संवहन) मत 
५ ४। रैडि'ेशन........... ह 800 ०२85 577) क्‍ हु क्‍ 
.._* (विकिरण) पल पड न 8 के 8 7 
७ ।एलिक्ट्रिसिटी एंड हीट कप आन ५ 
कम (बिजली और ऊष्मा) कस द 
 ६। एटमिक एनर्जी... (०, ..११ » ) |, 
क्‍ " आणविक ऊर्जा) क्‍ क्‍ 
७। लॉज़ आफ़ मोशन हा हो ह है 
(गति-नियम)... 
८ ग्रेविटी ऐंड सेंटर आाफ़ ग्रेविटी ( #. १९२ » ) 9 
(गुरुत्व और गुदरुत्त्व-केन्द्र) स्‍ क्‍ 
९ | हीट कंडक्शन मत > ) 22 


 (ऊष्मा संवहन) 
रसायनू 


१ । कोछायड्स (कोलायड) (अँगरेज़ी, ११ मि०) द्‌ सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


. २। मॉलिक्यूलर थिएरी आफ़मेटर ( » ११ » ) हह 
..._(दब्य का आणबिक सिद्धान्त) क्‍ क्‍ 

-हे। ऑक्सीजन (5 कं, ० गे १2 

. ४। कलर (रंग). जा 8 के 

| ५। कैडेलिसित (लरणे।.. (५ ११ ») ह 

है क्रिस्टल ( 3. ७०४,,:) पक" क्‍ 

७। वाटर (पानी) ( » ११ , ).. आईं० सी० आाई० द 

. <। ऐसोनिया... आल 72 कि 7 हमे लीक 

. ९। क्लोराइन..... (५. 4५०५) 2 

थे पा 


रत हक 





_बनस्पति विज्ञान 


१। फ़ाम फ़लाबर ढु फूट क्‍ .._( मूक, १५ मि०) द सेंटर फिल्‍म दर के 
(फूल से फल) हा 
२। हाउ प्लांट्स फ़ीड (अंगरेज़ी, १० ,, ) 
(पौधों की भोजन विधि) 
क्‍ ३। लीव्स | 8 9) हा 
(ते) 
४ । रूट्स ( ». १० » ) का 
(जड़े) क्‍ हक 
० । पॉलिनेशन हा क्‍ ध्क 
(पराग सेचन) अं का 
. ६। द लछाइफ़साइकिल आफ़ मेज़ ( » १० » ) ब्रिटिश इन्फ़मेंशन सविस... 


जे डे ह 


2 


सामान्य विज्ञान 


१। ऐक्शन ऐंड रिऐक्शन (अंगरेज़ी, १९ मि०) द सेट्ल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली... 

(क्रिया और प्रतिक्रिया) आओ कप लक 

एयर प्रेशर ज5 औकात «का 8 207 है 

(वायु दाब) हे 

बेटरी एलेक्ट्रिसिटी. : | कर 8 ४ 

(बेटरी विद्युत्‌) जा क्‍ 

सेंट्रीफ़्यूगल फ़ोर्स ह 80६ अर) बे 

_(अपकेन्द्री बल) रे राई आह थम हक 

७। डेंसिटी. हा) गो हा 

.. (घनत्व) ः बह का, . 

एलेक्ट्रिक सकिट्स 3 आय 

 (विद्युत-परिपथ) पा गा कह 

हा फ़ालिंग बाडीज़ का १३ 0 5 कप शा 
रे (गिरते पिण्ड).... द 2 


ट। मं 


कर 





20 


जज 





८। फ़ायर ... (गरेज्ञी,१९सि०) .. द सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली . 
. «९ । फ़ोर्स (बछीे.... 8 0 आस मी आल 
. १० ९ फ़्क्शन के 0 कक, पिंक क ) 9 

5 (घर्षण) द 3 आह ६ 
११। अईस (5: अर ४) | द का 

का) दी मे 

१२। आप्टिकल इत्यूज़न्स 0 0 का हे ३० 

5 ृष्टिश्रम) कम है 
. १३। पास्कत्स लॉ (» १२... ) ४... 

(पास्कल का नियम) रा 

१७४ । द्‌ पेण्डुलुम .. है 8 कह ४ 

(छोलक).._ द 

१५। प्रापर्टीज़ आफ़ गेसेज़ (» १२ » ) # 

क्‍ . (गैसों के गुणधर्म) 5 क्‍ 
१६ । प्रापर्टीज़ आफ़ लिक्विड्स|( 4.0 5) द 92 

(दरबों के गुणधर्म) 5 0 “ले 0) 

. १७। रिफ़्लेक्शन आम का 9 
. (परावतेन) 25 कब 

१८ । रिफ्रेक्शन से आओ 5  , अत 

...“ र्न) मय 

हि १९ | रेफ़ीजेरेशन (प्रशीतन) आह १२, ) | ्छ 


. क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान 

.. १। ऐक्शन आफ़ दह्मू मन हाट. (सूक, ६मि०)-.. द सेंट्रछ फिल्म छाइब्रेरी, नरे दिछी .. 
... (मानवहृदय की किया)... के मर तक 
.. २। दह्ममनबॉडी. (अँग,, हिन्दी, ९ भि०) द्‌ यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ़मेंशन सर्विसेज 


३ दवाउ द रेसरिटटी सिस्टम. (बुक, १४»)... द सेंट्रल फिलम लाते, ने दही. हे 
हे  (इ्ास तंत्र की क्रियाविधि) का 8 है । 
| &। नोज़, थोट ऐंड इयसे.. (अँगरेज़ी, १९ मि०) अब 
.._ (नाक, गला और कान) है तक 

. ७। डाइजेशन आफ़ फूड्स 0 अब | 


(भोजन का पाचन) 


६। वर्क आफ़ द किडनीज़ (७8 मत द का की कद हक गा 8] 

(गुदो का काम) पी शा 

७। हाउ वी हियर (मूक, ६ » ) जम द 
(हमारी श्रवण-प्रक्रिया) द 

८ । हाउ बी सी 38 8 8] हर 

जल (हमारी द्शन-प्रक्रिया) द है 


९ । द्‌ नवेस सिस्टम (अंगरेज़ी, ११ + 


(तंत्रिका-तंत्र) . 


कक 
उरी, 


१० । स्लीप फ्रार हेल्थ (अग., हिन्दी, १९ » ) ही जिओ पक 
(स्वास्थ्य के लिए नींद) कद, 2 हे 
१ । द्वाड डिज़ीज़ टू वेल्स (अंग, हिन्दी, बैंगला, . यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ़मेशन सर्विसेज 
(रोग कैसे फलता है) १० मिं० ) कलकत्ता से 
१२ । इन्सेक्ट्स ऐज़ करियस आए क्‍ 
(रोग के वाहक : कीड़े). 


2 29. जज 


(विटामिन क्यो हैं १) 





। आर ा (00 ही ( 92 ८ ॒ हि ) ह हा आई० सी० आई० हु 
(रोग से बचाव) 2 अप 














गए आजम लक आन .. मम 2३२ ८ 


व्टमकक 


कल कम ४ ॑॑एणए 








कटस्डिटिलम लत 




















३। अन्डस्ट्रैंडिंग विटेमिन्स ,.. (अँगरेज़ी/ १५मि०) बे स्रेंड फिल्मलाइरी, नै दही... * | 








जीव विज्ञान... ः 
. १॥। इन्ट्रोडक्शन टु बायोलोजी (अँपरेज़ी, १३ मि०) 
(जीव विज्ञान का परिचय) 


२। रोमांस आफ़ लाइफ़ . (सूक, १४ हे ) 
३। दू अलियर ऐड सिम्हर क़ार्म्स छत 
आफ़ लाइफ़ ऑन अथ (मूक, १० » ) 
(जीवन के पूवंगामी सरल रूप) 
४ । द टोड (अंगरेज़ी, ७ ,, ) 
... (मेढक या भेक) द 
इतिहास क्‍ 
१। मिडीवल इईंग्लेंड (अँगरेज़ी, १० मि०) 
(मध्ययुगीन इग्लंड) प 
२। स्टअट ब्रिटेन ( 99 हर के) 
(स्टअट कालीन ब्रिटेन) क्‍ 
. ३। सिक्स इयस॑ आफ़ फ़ीडम (इंडिया) (अंग., हिन्दी १३ सि०) 
(भारतीय स्वाधीनता के छह वष) 
सामान्य ज्ञान 
१ डुयू नो: . (हिन्दी १० मि०) , 


..._ (क्या आप जानते हैं १) 
२। विंग्स आफ़ यस्टड 
(अतीब के पंख). 
३। ौ्टोरी आफ़ स्टोरेज बटरी 
. (संचायक बेटरी की कहानी)... 


ह (अँगरेज़ी, न हे 32 ) 


. इ०३ 


द्‌ सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


हट 


ब्रिटिश इन्फ़मेंशन सर्विसेज 


द्‌ सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


जैरै 


.._ ईं, एस. एस. ओ 





..७। व्हेयर माइलेज बिगिन्‍्स (अँगरेज़ी, १५मि०).. ३ एस, एस. ओ.. 
है (मीलदूरी का प्रारम्भ) है कहे 
ः ७ कोणार्क हैं अँग-  डनकप 

.. ६। द्‌ रोड टु अम्बच्तुर हा हा 

_ (अम्बत्तुर की सड़क)... 

७। दस्टोरी आफ़ पेनिसिलिन.. (० 42.) आईं. सी: आई. 
हा (पेनिसिलिन की कहानी) है आप, 

. ८ रेडियो स्टोरी कक आर आह 5 फ़िल्िप्स 

(रेडियो की कद्दानी) 
५। मैजिक विंडो (टेलीविजन)... ( » ० » ) हे 
. ० -. ./. [जादुई खिड़की : टेलीविज़न) 
बा हा ४ . १० । पेन-टेल-ट्रॉन ( # १९ # ) न 
. _११। द्‌ भिरेकिल आफ़ लाइट 49. « गैर ६) गा 
(प्रकाश का चमत्कार) 


३. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपयोग के लिए 


... क--फिल्मपश्टियाँ 


.._॥१। डइंग इज़ फ़न 


५.20. है पनरिलिंग द करीकुछूम विद फिल्मृस्ट्रिप्स 
.. ३। फिल्मस्ट्रिप प्रेपरेशन द 
४। हैण्डमेड लैंटन स्छाइड्स . 


रे _५। हवाऊ टु कीप योर बुलेटिन बोड एलाइव 


६ । हाऊ ट मेक ए पपेट 


पक कप . ७) हाऊ दु मेक एंड यूज़ द फ़ेल्ट बोड 


यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फ़ार इन्टनेंशनल डेवलपमेंट... बा 


नई दिल्ली 


2) 


रा , है पा 








है?" की, 2 2 ीज- /// कक डी यह कफ 4. कह टिक) हक. आर मर 





<१ हाऊ उ आगेंनाइज़ फ़ील्ड ट्रिप्स है यूनाइटेड स्टेट्स एज़ेंसी फ़ार इन्टनंशनल डेवलपमेंट, 
यम .... नह दिल्ली 
९ । 'इन्ट्रोड्यूसिंग फिल्मस्ट्रिप्स .. की आम 5 चीज) 


१० । मेकिंग योर चाक टीच _ 728 
११। माउन्टिंग पिक्चर्स $ ः ; आर शा हि क्‍ 
१२ । ओपेक प्रोजेक्टर 
१३ । पैरेड आफ़ बुलेटिन बोर्डस ३ 
| पद । पपेट हेड्स ऐंड हँड्स हर न खः 


... १५। टीच विद्‌ स्टिल पिक्‍्चर्स 9 
.._. १६। टीच विद्‌ द्‌ फिल्मस्ट्रिप 9 


१। ऐप्रोच दु आदे टीविंग... (अँगरेज़ी, १९ भि०). आस्ट्रेलियन द्वाईैकमीशन चाणक्यपूरी, 
है 7 दे आओ कक नई दिल्ली 
_२। टीचिंग यंग चिल्डेन  ( » १९ ,, ) ब्रिटिश इन्फुमेंशन सर्विसेज़, नई दिल्ली 
३। फ़ेल्ट बोर्ड इन टीविंग.. (» ९ ,, ) द सेंटल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


3 फीलिड दिल या क कं लेक 2082) के अर 
..._ ५। ऑडियो विज्ञ अल मंटीरिएल्स ( », १२ ,, ) 9 हे 
द इन टीचिग द द 

.._._ ६ । चाकबोडे यूटिलाइज़ेशन 8 कक न की 
मे ७। द्‌ बुलेटिन बो्ड : ऐन एफ़ेक्टिव हि न पा 
बा टीचिंग डिवाइस ( कर द 9०] हा 
.._.. ८। फ्लैनेप्राफ द "20 रो 5 रवि का, 
... ९। पोस्टर मेकिंग पी हज 2 रु 
.._ १० । फ़रिंगर पेंटिंग मेथड्स के जग ह 


3७७० 




















११॥। आपरेशन ऐण्ड केयर आफ़द 
आर्‌० सी० छु० ४० ० सि० सी० ही 
साउन्ड प्रोजेक्ट. * 


ग्रोजेक्टिंग मोशन पिक्‍चस हु 


१२ ॥। 


१३ । ओवरहेड ग्रोजेक्टर 


हरे 


१४ । द्‌ ए बी सी आफ़ पपेट मेकिंग 


१५ । लेट्स मेक पपेट्स 


( 
( 
( 

..._ १६। मेकिंय एंड यूज़िंग पपेट्स हे 

से क्‍ का 5 पृ७। क्‍ वेट माउंटिंग पिक्टोरियल 

( » 

3 


53. 


.... मेटीरिएल्स 
...... १८, पपेट्री--सिट्रिग मैरियोनेट्स 
* .. १५९। बिगिनिंग आफ़ पिक्चर मेकिंग 


“७ 


हरे 


. २० | बेटर बुलेटिन बोड्स..... (६ 
- द 


मेंटी रिएल्स 


रैरै 


२१ | केयर आकफ़ भाटे 
२२ ॥ फिंगर पेंटिंग 


जैन 
क्र २३ हैंडमेड मेटी रिएल्स फ़ार 
हा द प्रोजेक्शन- हर 


२४ । हाऊ टु टीच विद फिलसस..* 


जै> 


43 


.. २५। छेट्सडा विद क्रेयन्स.. 


5 आए 2 अर वाउात5 


_ २६ पेपर स्कत्प्चर कक 


_ २७। पोस्टर मेकिंग : डिज़ाइन ऐंड 


(>> 


.... २८ । आपरेशन ऐंड केयर आफ़द्‌ विक्टर _ 


ला टेकनीक _ 


१६ मि० मी० साउंड श्रोजेक्टर ( ,, 


श्््क 


२९ | वब्स : रेकग्नाइज़िंग ऐंड यूज़िग 


(को 
(हू 


अं की. 


: प्रिंसिपल पार्देस 





ह+ल+ ऑस्न्कनिक ४७४2 #025#/ रे के अंपक+२७- पक ककन+ तनमन ननकषबन-+०म ०३१ ५. "0०५३० ५७०५ ०॥दा आते: ५4 एन? १+नलेक क्र कितेम काट करे 


के 


है 


डीजे 


5 रेरे 


११ 


१० 


। 
3) 
नैरे 
हर 


हैले 


36२ 
१५० 


रैरै 


१4 


१० 


नै 


१4 


हरे 


११ 


हक 


है] 


२२ 


33 


हक 


हैरी 


११ 


3 
११ 


22. 


है 


५ ११ »# 


है 


(अँगरेज़ी, ३८ मि पे ) 


) 
बट 

3 
५ 
) 

) 


) 
) 


“पी 


) 


पक बा ाल्‍ शान फरए, कट 


द्‌ सट्ल फिल्‍म लाइबेरी, नई दिल्ली 


दा 


9 ।क्‍ 


हैंड 


93. । 
52 द 


के 
| खः ४ | 

यू, एस. एजेंसी फ़ार इन्टनंशन डेवलपमेंट, . 

.. नई दिल्ली क्‍ 


है 








है 


उतरे सथट2०रपप स्ड् 


हि 


इदारभरन्‍थरथपर लाकर ८२5९ ८ एल पक्का 


्ज 
हि 


जहर, 





8 











32 






४-स्सामाजिक शिक्षा-केन्द्रों में उपयोग के लिए 


. क--किल्मपड़ियाँ..... 
_ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान 


फ़ूड ऐड हेल्थ 
. (सोजन और स्वास्थ्य) 
फ़्स्ट एड 
(प्राथमिक उपचार) 
। मलेरिया 
(शीतज्वर) 
 ४। कॉलरा 
_(हैज़ा) 
७ । लेप्रॉसी 
(कुछ्ठ) 
। व्यूबरक्युलॉसिस 
. (क्षय रोग) 


80088 0 7 ७ 


न्प्ण | 


हि. 


क्षि 


. १। कम्पोस्ट मेकिंग. 
..._ (कम्पोस्ट बनाना) 
पा 

5 (बालो 

० की दम आह जा 2 


दि डे हे मल ० 


का 


सेंट्छ फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 


है 


भर 
हा 


के 


हक 222. 3म अमन 203: कक अल मम अं > मे नली हम कर. जल मी कद मत 
हर डे 


हे पः रा हि 


न-न्‍क वा परसप्रकत>-- ५9... 9 7०7. 


पमन+क मल लम» सन ९ कं“ २4 कक 3०० ०३७ तरस कज>+-ल +कअ>र ० -- 
ऊँ हु न रे 


शामिल. अअज 3 


७ -क+-प++क-सन 


पक कक आए 27 लक 7 पक 2 अी जन 5 कट व 2 केक कप हि हर के 


जय. रत कि का 





दि द द ७: ॥+० 
७५। इरिगेशन द ब द्‌ सेट्छ फिल्‍म छादब्रेरी, नई अदिद्ली 
_(सिँचाई) 
६ | जूट फ़ील्ड्स कक. 2 क्‍ # | के 
(जुट के खेत) द * 


ख--फिल्में (१६ मि० मी०) 9] ल्‍ ४७ . द कि 
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान द पे 


_ १। बिफ़ोर द बेबी कम्स (अँगरेज़ी और प्रमुख यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्रमेंशन सविसेज़ 


.. (शिश्षु-जन्म से पूर्व) भारतीय भाषाएँ ३० मि०) ह का 
. २। वलीन्‍्लीनेस ब्रिंग्स हेल्‍थ ( 3:25 के लो ) हि की ह के 
._ (स्वच्छ॒ता से स्वास्थ्य) हज मा कह । " हि 
३। क्लीन वाटर मेक्स गुड हेल्थ. (/ “,, ११» ) हक पा 
..._ (सच्छ जल से उत्तम स्वास्थ्य) हज हि 
४ । केयर आफू द आईज़ 5 मी 2 व 

(आँखों की देखभाल) कह हे हा हा 

५। हाऊ टु हेव हेल्दी होम ( के ही पा बी ह 

. [(खाध्थ्यग्रद घर की कुंजी)... क्‍ 
६। मलेरिया कंट्रोल... (४ ५... 38७0 ) बा 
... (मलेरिया-नियंत्रण) क्‍ हा क्‍ 

७। दे नीड नाट डाई 0 25 ३० 5, 98 00% 7 5० न को 

(उनकी सौत ज़रूरी नहीं) कह 


. <«। योर बेबी केन बी हेल्दी ( ,, १६, ) हा 


(आपका बच्चा स्वस्थ हो सकता है) 


.. ९ योरहेल्थ सेंट... ( -» «८ ,) 5 





(आपका स्वास्थ्य-केन्द्र) 


कण 


३०७ 


१० 


११ 


०: “१२ 


कर 


हा बा 


हे । 


हि 
हि । 


| 


५ 


१२ 
१३ 


० रा १ हा 


'ऐरेस्ट लेप्रॉसी 


। हुकवर्म 

(अंकुश क्ृमि) 
। द्‌ माकड सन । 
। मॉस्कीटो मेनेस 


कृषि. 


हाऊ ट॒ कंट्रोल पेस्ट्स 


हाऊ टु ओ मोर पेडी 
। इम्प्रूव्ड सीड 
लाइफ़ फ़ार द्‌ लेंड 
भैजिक आफ़ द्‌ एग 


टाइम मेकूस द्‌ डिफ़रेन्स 


नमक 


मोर प्राफ़िट फ्रॉम गोटस 


अमक, 


ब्हाट इंज़ डिज़ीज़ 


। फ्रेक्टस भाफ़ स्वाएल फ़टिलिटी (| » 


कप * . (अँगरेज़ी, हिन्दी १९ , ).. 
-.. (कुष्ठ का प्रतिरोध करें) ः ह 


| १२ 
( : ., ११ 
27 लेक, 


. (अँगरेज़ी और प्रमुख 
भारतीय भाषाएँ २२ सि०) 


6 


२२ ,, 
१०५ 55 
4 


१२ ,, 
)२ 


_ (बकरियों से और अधिक लछामाजन) 


 प्लनिंग फ़ार प्लटी 
टाइम इज़ सनी 


अम्मा 


... (समय ही धन है) 
॥ कार्न्स हिडेन ऐनिमीज़ 


। व्हाइट गयोरो 


। सत्र फ़ार बंटर क्राप्स 


पक 


हा 


( पा म 
(हिन्दी, अंग. ११ ,, ) 


पा ्‌ ० रद 


। रेवोल्यूशन इन ऐग्रीकल्चर 


]३ 73 ) 


(अगरेज़ी, १० 


का 


) 
) 
१५ ,, --) 
) 
) 
) 


९) 


द सेन्ट्रल फिल्म लाइब्रेरी 
. नई दिल्ली 


... हैलै 


यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ़मेशन सर्विसेज 


हैरै 


हक 


' #7 


द्‌ सेंट्छ फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली . 


. बर्मा शेर 


हज ड़ 




















सहकारिता 


. १। शोब्डर टु शोल्डर 


२। कोआपरेटिव फ़ार्मिंग 
३। द्‌ इटावा स्टोरी, 


शिल्प 


- १। स्पिरिट भाफ़ द छूम 
२। बिज़ी हैंडस 


(हिन्दी ११ .मि० 


(हिन्दी, अँग. ११ ,, 
खऱः ११ 73 


(ट्विन्दी ११ समि० 


है है| की हर 


३। सडज़ (हिन्दी, अँग. ९ ,, 


४ । पाटरीज़ 

५। ट्री आफ़ वेल्थ 

६ । हिमालयन टपेस्ट्री 

७। राजस्थान टेपेस्ट्री 

८ । द्‌ स्पोर्ट्समैन ऐंड द कार्पन्टर 


0 

७ के 

२९ मि०, रंगीन) 
६4 अर 


... २९ मि० 


फिल्म्स डिवीज़न, सूचना एवं. प्रसारण 


मंत्रालय, भारत सरकार _ 


न्यू 





द्‌ सेंट्रल फिल्‍म लाइब्रेरी, नई दिल्ली 
न्‍ 
2 
न्‍ 
की 
 बर्गां शेल 
) 


२2 






































अनुक्रमणिका 


के 





रा] ह डक ह । ह 2 | 
 अपारचिबत्रदर्शी--१<५-१९० चाकबोडे---७८-८७ 
.. पारचित्रदर्शी---१९० ह उपयोग---८० 
. ' हे - कं | .- अऋचईऔ के -८ 
. आरेख--१३६-१३८ फ़म और स्टेसिल---८१-८२ 
बनाने में प्रयुक्त सामग्री---< ३ 
पद “५ 
हल अट ५ अर कई विविध प्रकार----< ५-८ ६ 
कॉमीनियस--५४ द पीले अथवा जेतूनी हरे रंग---<८४-८५ 
 कैसिरर--९६५ चूग्बकीय--८८ ७ 
न्डर---१ ८ ० ॒ 
दे क चित्र--११०--१२१ क्‍ 
. किग--९२९३ 2 ... चयन और उपयोग---११५-१२० 
: केसकर।; बी० वी०,---२५८ 
! 5 छतीय प्रक्षेपी---९०१-९०४ 
: क्षेत्रिक यात्राएँ-.-.७१-७७ द डी 


.... विभिन्न प्रकार- हे मत 
हे का जादुई छालटेन--१७१ 
सफलता की शर्त--७६-७७ द कक 32022 
. प्रियसन/ जॉन००7१+१६.._...... टेलीविज्ञन--२५छ७-२७२ 
 ओीन। टीन पछण-१ | इन्हयरिषध--रव७ 
5, न द न . भारत में-७०-रेधड. 
अर ही टेलीविजन और रेडियो---२६५ 
चाट्ट--१)३०-)३५ . .._.."/..... . टेलीविज़न और फिलम-रे६६ 
... विविधश्रकार--११९ ___._.......... -_7ऊार्यक्रमों का उपयोग--१६९-२७२ 
हा क्‍ ३१० - । आज की कद, ह हे । का  ड | ह 


. गोल रोनाब्ड-रर३ 


: हेप रेकार्ड र--२४ ८-२७०६ 
... टेप रेकाड बजाना--२५१ 
 उपयोग--२५१-२०& 


उठ, एडगर---६ ० 


'तीत्रगामी विन्यासदर्शी द्वारा 


प्रक्षेपण--१९०-१९७ 


. त्रिविभितीय विन्यास प्रक्षेपी-- 


१९५६-१९८ 


| दृश्य-श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान-- 


२१-२७, ७३, ७८, १९९ 


नाटकीकंरण--१५२-१७० 
समाज शिक्षा में स्थान--१ ७५३-१७५४ 
प्रमुख प्रकार---१५४-१६९६ 
छाया नाटक---१ ६६-१४७० 


पोस्टर--१२२-१९९ 
उपयोग--१२२-१२४ 
रेशमी पटल पद्धति---१२५-१२९ 


.. पल्ेहरटी, राबटे,--२१७ 
फील्ड, मेरी ,--२२३ 
. फ्लनेल पट्ट--<<-%३ 
.. फिल्मपट्टियाँ--१७५-१८४ 
.. ग्रक्षेपी का चुनाव--१७६ 


फिल्मपट्टियों से छाभ---१४७७-१ ७९% 
उपयोग--१७९-१८१ 





फिल्म--३०९-२४० 


ज्ञानाजन में योगदान---२१०-२१७ 


| 


 चेतावनिग्रॉ---*१४-२१५ 
. शैक्षणिक फिल्में--२१८३४२०. 
व्यवसायिंक फ़र्मों द्वारा निर्मित फिल्में 
२६०-२२२ 
»बनन्‍्चों की फिल्में---२२२-२३० 
. आकार प्रकार--२३०-२३१ 
८ 'मि० मी० ३१-२३२ 
: प्रक्षेपी के आकार और प्रकार--२३ ४८ 
चुम्बकीय ध्वनि-प्रक्षेपी---९ द 
फिल्मों की संभाल---२३९ 
पर्द---२३ ९-२४० द 





भारतीय सामूहिक संचार संस्थान-- 
। २ ७- डे ८ द 


माइक्रो फिक्म---२००७-९०८ 


सानचित्र--%९-१०९ 


विविध प्रकार--१०२-१०४ | 


चयन--१०४-१० ६ 
ब्लोब---१०६-१०९ _ 


मॉडेल--१३%१४८.... 
/ डरपयोगं--१३९ 57 
भेद प४ेंिड४ड ४५% 
: अंशानुक्ृतियाँ--१४७-१४८ ..“॥, 


. राधाकृष्णन, एसक-ररख३..... 


अतशगासाए॥9 40 उतरा 27 ना 5 


रेछिग्रो प्रसारण---२४१-९४७ 
शिक्षा में योग---२४२९-२४ ३ 


विज्ञप्ति. 


_विवेच्य वस्तुएँ--१ हक-वण१ 


२७४३-२७ ६५६ 


स्कूलों के प्रसारणों का उपुप्तोग-- पा ा हे । . स्छाइडें---१७१-१७५ 
मच सूक्ष प्रश्षेर्प “--++)० हु-२०५० 
की श्रीमाली, के० एलठ५,--* ४८ 


ह शिरोपरि प्रक्षेपी---4९९-२०१ 


अपारचित्रदर्शी---१८५-१९० _ 


... पारचित्रदर्शी---4९० 
.. आरेख--१३६-१ ३४ 
क्‍ एराजमस---५४ क्‍ 
कॉमीनियस--५४ 
 केसिरर--२६५ 
क्‍ 'काइल्‍्डर-) ८ ६ 
 किग--२२३ 
: केसकर; बी० बी०,---२५८ 


. क्षेत्रिक यात्राएँ--.७१-७७ 
..... विभिन्न प्रकोर--७३ 


कं सफलता की शर्त--७६-७७ 


.. प्रियसन) जॉन०/--९१६ 
द औीन, टी० हिल०)-ी 3 । 
. गोल्ड, रोनाढड--१९३ 


«५ ला २) २७८३ 


... विविधश्रकार-5३१....... 


इब० 


अनुक्रमणिका 


चाकबोडें---७८-८७ 
उपयोग---८ ० 
फ़म ओर स्टेंसिक---८१-८२ 
बनाने में प्रयुक्त सामग्री---<८ ३ 
विविध प्रकार---८ ५-८ ६ 
पीले अथवा जेतूनी हरे र॑ग---८४-८५ 
चुग्बकीय--- ८७ | 


चित्र---११०--१२१ 
चयन और उपयोग---११ ७-१२० 


छतीय प्रक्षेपी---२०१-९०४ 
जादुई छाल्टेन--१७१ 


टेलीविज्ञन--२५७-२७२ .._ 

. बन्दू-परिपथ--२५७ 

भारत में--२५८-२६४ 
 टेलीविज्ञन और रेडियो--२६५ 

. टेलीविज्ञन और फिल्म--२६६ 

.. कार्यक्रमों का उपयोग--२६९-२७२ 


: टेप रेकाडेर--२४५-२५६ 
.. टेप रेकार्ड बजाना--२५१ 
 उपयोग--२०५०१-२०७ 


डेल, एडगर--६० 


_तीघ्रगामी विन्यासदर्शी द्वारा 


प्रक्षेपण---१९०-१९० 


. त्रिविभितीय विन्यास प्रक्षेपी-- 


१९५६-१९८ 


| दृश्य-श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान-- _ 


२१-२७, ७३, ७८, १९९ 


नाटकीकंरण--१५२-१७० 
समाज शिक्षा में स्थान--१ ७५३-१५४ 
प्रमुख प्रकार---१५४-१६६ ; 
छाया नाटक---१ ६ ६-१७० 


पोस्टर--१२२-१२५९ 
उपयोग---१२२-१२७ 
रेशमी पटल पद्धति--१२०-१२९% 


फ़लेहटीं, राबट,--९१७ 
फील्ड, मेरी,--२१३ 

. फ्लनेल पट्ट--4<-९३ 

. फिल्मपट्टियाँ--१७५-१८४ 
.. ग्रक्षेपी का चुनाव--१७६ 


फिल्मपंट्टियों से छाभ---१७७-१ ७९ 
उपयोग---१७९-१८१ द 


फिल्म 





२०८९..२५८० 
दि अहाक 
ज्ञानाजन में योगदान---२१०-२१४७ 
 चेतावनिगय्रा---२१४-२१५८ 
. शैक्षणिक फिल्में--२१८३४२०.. «. 
व्यवसायिक फ़र्मों द्वारा निर्मित फिल्में 


२३६०-२२ 
» बन्‍स्‍चों की फिल्में---+२२-२३० 
.. आकार प्रकार---२३०-२३१ 
८ मि० मी० ३१-२३२ 
: भ्रक्षेपी के आकार और प्रकार--२३ ८ 
चुम्बकीय ध्वनि-प्रक्षेपी---२२४ क्‍ 
फिल्मों की संभाल---२३९ 
पद---२३९-२४० 


र्‌ 





. भारतीय सामूहिक संचार संस्थान-- 


| ३७-३० 


माइक्रो फिल्म--२००-२०८ 


 सानचित्र--%९-१०९ 


विविध प्रकार--१०२-१०४ 
चयन--१०४-१०६ 
स्लोब---१०६-१०९ _ 


मॉडेल--१३६-१७४८४ ४ ० 
उपयोग---१ ३९... सच ाक 
भेदू---१४ ३-१४४ 


... अंशानुकृतियाँ--१४७-१४८ 


. राधाकृष्णन; एस०>चेश३ 


डतमायातआाए॥॥9 4 उ्रााखा 22 ना 5 


रेछिग्रो प्रसारण---२४१-९४७ 
शिक्षा में योग---२४२९-२४ ३ 


विज्ञप्ति. 


_विवेच्य वस्तुएँ--१ हक-वण१ 


२७४३-२७ ६५६ 


स्कूलों के प्रसारणों का उपुप्तोग-- पा ा हे । . स्छाइडें---१७१-१७५ 
मच सूक्ष प्रश्षेर्प “--++)० हु-२०५० 
की श्रीमाली, के० एलठ५,--* ४८ 


ह शिरोपरि प्रक्षेपी---4९९-२०१ 


